भी जवाहर किरणावली ९ वीं किरण 


अकाशक:--श्री जवाहर साहित्य समिति 
भीनासर (बीकानेर) 


तृतीय संस्करण-संवत्‌ २०३४, सत्‌ १६७७ 
११०० प्रतियाँ 
चतुर्थ संस्करण--संवत्‌ २०४२, सन्‌ १९८४ 
२२०० प्रतियां 


' भल्य:--६-४० 


मुद्रक:-- 
जन श्रार्ट प्रेस 

समता भवत्र, रामपुरिया मार्ग 
बीकानेर--३३४०० १ 


प्रकाशकीय निवेदन 


श्री जवाहर किएणावलीं को इकतीसवी किरण का 
चतुर्थ संस्करण प्राठकों के कर-कमलों भें श्रपित करते 
ध्रतीव झ्रानल्द हो रहा है । इस किरण मे पूज्य श्री जवाहर- 
लालजी म० के ध्म्यक्त्व सम्बन्धी प्रवचनों का संग्रह किया 
गया है श्रौर श्रहिसाणुत्रत सम्बन्धी प्रवचनों का भी । विचार 
यह किया गया था कि सम्यक्त्व धहित गृहस्थ के बारहों 
क्रतों संबंधी प्रवचनों को एक ही जिल्द में प्रकाशित किया 
जाय किन्तु कई कारणों से वह सम्भव न हो सका । 


' प्रतों सम्बन्धी प्रवचन श्री हितेच्छु श्रावक भण्डल, 
रतलाम से प्रकाशित हुए थे । वह कई अलग-श्रलग पुस्ति- 
काशों में थे । पाठकों के सुभीते के लिये इधर-उघर बिखरे 
तद्विषयक भ्रत्याप्य विवेचन के साथ उतहें भी संगृहीत रूप 
में प्रकाशित करने की श्रनेंक साहित्य-प्रेमियों की माँग थी । 
इस प्रकाशन में कथा भाग को कम कर दिया गया है ताकि 
विस्तार कम हो जाय फिल्तु व्रतों सम्बन्धी विवेचना ज्यों 
की त्थों रहे । शझ्ाणा है, इस प्रयास से जिज्ञासु पाठकों को 
गृहस्थघर्स का समग्र समें समभने से काफी सहुलियत होगी । 


श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल का श्रव प्रस्तित्व नहीं 
रहा है, तथापि हम उसके प्रति छतज्ञ है । वास्तव पे 


उसी के महत्त्वपूर्ण प्रयत्वों का यह घुफल है कि हम पृज्य 
श्री की श्रमर-वाणी पाठकों के समक्ष उपस्थित कर सके । 
इस इृष्टि से मण्डल का श्रस्तित्व सदंव रहेगा । भ्राशा है, 
पाठकगर इन प्रवचनों से, जो गृहस्थवर्म पर श्रपूवे प्रकाश 
डालने वाले हैं, पुरा-पूरा लाभ उठाएगे । 


धाजकल कागज-छुपाई श्रादि व्यय काफी बढ जाने 
से इस सस्करण को लागत कीमत भी बढ़ानी पड़ी है । 


प्रकाशन काये में श्री श्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी 
जैन सघ भ्रोर उसके द्वारा सचालित जैन श्रार्ट प्रेस का समिति 
को पूरा सहयोग रहता है, एतदर्थ समिति की श्रोर से वे 
घष्यवाद के पात्र हैं । 


धर्मनिष्ठ सुश्राविका बहिन श्रीमती राजकुवर 
बाई मालू, बीकानेर द्वारा श्री जवाहर साहित्य समित्ति 
को साहित्य प्रकाशन के लिए प्रदत्त घनराशि से इस 
चतुर्थ सस्करण का प्रकाशन हुझा है । सत्साहित्य के 
प्रचार-प्रसार के छिए बहिनजी की झनध्य निष्ठा चिण- 
स्मरणोीय रहेगी । 





निवेदक्क--- 
मन्री 


श्री जवाहर साहित्य समिति 


भीनासर (राज०) 


विषय-सूची 
संस्यवत्थ--- 


१. पम्यक्त्व का महत्त्व 
२, सम्यवत्व का स्वरूप 
३, दर्शन-सम्पन्नता 
४. पम्यक्त्व के भेद 
शावक धशौर शमणोपासक 
१. श्रावक की ध्याख्या 
२. श्रमणोपासक की व्याख्या 
३. मिथ्यात्व-त्याग 
हीये की व्याख्या 
हागार-- 
१. राजाभियोप 
२. गणाभियोय 
३. बाभियोग 
४. देवाभियोग 
प्‌. गुरु-निग्रह 
६. वृत्तिकास्तार 
सम्यवत्व के चिन्ह-- 
१. प्रशव 
२. संवेय 
३. सिरवेद 
ड. अनुकम्पा 
५. ध्षास्तिक्य 
संभ्यवत्व फे भतिचार-- 
- ह$, शंका 
२, कांक्षा 


१०४ 


३. विचिकित्सा 

४. पर-पाखंड प्रशंसा 

४. पर-पाखंड संस्तव 
श्रावक के भेद 
प्रणव्रतों श्लौर महाव्रतों का सम्बन्ध 
श्रावक की त्याय-विधि 
श्रावक झौर विधेक 
प्रत-विचा र्‌ 

अ्रहिसाणुत्रत 

» संध षीव घुख घाहते हैं 
« हिसा 
« हिंसा के काशण 
. श्रहिसा ब्रत के भ्रतिचार 
» हिंसा से बचने के उपाय 
» विदेशी शक्कर आदि 
, सांसारिक कार्य श्रौर श्रहिसा 
धहिसा-स्‍भाचरण की शक्‍यता 
६. हिप्ता की त्याग विधि 
१०. हिंसा के भेद 
११. स्थूल प्राणातिपात 
१२. सूद्म प्राणातिपात 
१३, सकल्पजा भौर आरंभजा हिसा 
१४. युद्ध की हिंसा 
१४५. हिंसक प्राणियों की हिंसा 
१६. दया के लिए हिंसा 
१७. घहयोगय धझोर संघर्ष 
१८. हिंसा-जनित वस्तुओं का उपयोग . 


३ & >_#ी #द ७६ ७ 0 «७ 


ध्क 


सस्यक्त्व 


१-सम्यक्त्व का महत्त्व 
सम्पक्‍त्त्वर॒त्नान्न परं हि रत्नं, 
सम्यकत्वभित्रात्न परं हि मित्रम । 

सस्यकत्वबन्धोन परो हि बन्धु:, 
सम्यकत्वलाभान्न परो हि लाभः 


जेन-शास्त्रों मे तीन रत्न प्रसिद्ध हैं, उन्हे 'रत्नत्नया 
भी कह॒ते हैं, मगर सम्यक्त्व-रत्न उन तीनो मे प्रधान है । 
सम्यरग्दशेन, सम्यरज्ञान श्रीय सम्यक्‍्वारित्र, ये तीन रत्न 
हैं । पर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का मूल सम्यग्दशन 
ही है। सम्यग्दर्शन की मौजूदगी में ही ज्ञान शौर चारित्र 
मे सम्यकता आभाती है । जहा सम्यर्दशेन नहीं, वहा सम्य- 
प्ञान भी नहो श्र सम्यक्‌ चारित्र भी नही। सम्यर्दर्शनहीन 
ज्ञान श्रोर चारित्र मिथ्याज्ञान श्रौद मिथ्याचारित्र कहलाते हैं । 


सम्यग्द्शन न हो तो ज्ञान श्रोर चारिन्र आत्मा के 
प्रयोजन को सिद्ध नही कर सकते । उनसे भव-अ्रसण का 
पनन्‍त नही हो सकता । यही नही, वे भव-भ्रमण के ही कारण 
होते हैं । कहा है-- 


(६ २ ) 


श्लाध्यं हि चरराज्ञानवियुकतमपि दर्शनम्‌ । 
न पुनर्शानचारित्रे सिथ्यात्वविषदृषिते ॥। 


सम्यग्दर्शन कदाचित विशिष्ट ज्ञान और चारित्र से 
रहित हो, तब भी वह प्रशंसनीय है। उससे ससार विपरीत 
हो जाता है। परन्तु मिथ्यात्व के विष से विषले विपुल ज्ञान 
ओर चारित्र का होना प्रशंसनीय नहीं है । 


सम्यक्त्व से बढ कर आत्मा का अन्य कोई मित्र नहीं 
है । मित्र का काम अ्रहित मार्ग से हटा कर मनुष्य को हित- 
मार्ग में लगाना है। इस दृष्टि से सम्यक्त्व ही सबसे बडा 
मित्र है । जब श्रात्मा को सम्यकत्व की प्राप्ति हो जाती है, 
तब उसकी दृष्टि निर्मेल हो जाती है । उसे हित अहित का 
विवेक हो जाता है । जब तक जीव मिथ्यात्व की दशा में 
रहता है तव तक तो वह हित को भझहित और श्रहित को 
हित समभता रहता है श्रौर उसी के अनुसार विपरीत प्रवृत्ति 
भी करता रहता है किन्तु सम्यक्त्व का सूर्योदय होते ही 
रष्टि का विश्रम हट जाता है शोर श्रात्मा को सत्य तत्त्व 
को उपलब्धि होने लगती है । वह हैय-उपादेय को समी- 
चीन रूप में समभने लगता है । इस प्रकार हित-मार्ग मे 
प्रवृत्ति कराने के कारण श्रौर अहित-मार्ग से बचाने के कारण 
, सम्यक्त्व परम मित्र है । 

सम्यक्त्व धनुपम वन्धु है। वन्धु का श्रर्थ है सहायक । 
जब आत्मा श्रपने कल्याणपथ मे प्रवृत्ति करने के लिए उद्यत 
होता है, तो सम्यत्व ही सर्वेप्रथणभ उसका सहायक होता है। 
झन्य सहायको की सहायता से जो सफलता मिलती है, 
वह क्षणिक होती है भौद कभी-कभी उसमें श्रसफलता छिपी 


( $ ) 


रहती है; परन्तु सम्यक्त्व रूप सहायक के सहयोग से मिलने 
वाली सफलता चिरस्थायी होती हैं श्रौय उसके उदर में 
प्रसफलता नहीं होती । 


संसार में, विषय-फषाय के अधीन होकर जीव नाना 
प्रकार के पदार्थों की कामना करते हैं, मनुष्य जिनकी 
कामना करते हैं, वे पदार्थ इष्ट कहलाते हैं और उनके लाभ 
को वे परम लाभ समभते हैं। किन्तु उन प्राप्त हुए पदार्थों 
को वास्तविकता पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि 
उन पदार्थों से भ्रात्मा का किचित्‌ भी कल्याण नहीं होता । 
यही नहीं, वरन्‌ वे पदार्थ कभी-कभी तो श्रात्मा का घोर 
भनिष्ट साधन करने वाले होते हैं । ऐसी स्थित्ति में सहज 
ही समभा जा सकता है कि सम्यकत्व के लाभ से बढ कर 
ससार मे श्लौर कोई लाभ नही है । सम्यक्त्व उत्पष्न होते 
' ही तीत्रतम लोभ झौर आसक्ति का श्रच्त कर देता है श्ौर 
'फिर धीरे-धीरे भ्रात्मा को उस उच्चतम भूमिका पर प्रति- 
ष्ठित कर देता है कि जहां किसी भी सांसारिक पदार्थ के 
लाभ को आकाक्षा ही नही रहती, झ्रावश्यकता ही नहीं रहती ! 


सम्धक्त्व मोक्ष मार्ग का प्रथम साधन कहा गया है । 

जब तक श्रात्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक 

उसका समस्त श्राचरण, समस्त क्रियाकाण्ड और श्रनुष्ठान 

नगण्य हैं। आत्म-कल्याण की दृष्टि से उसका कोई सुल्य 
. नही है । कहा है-- 

ध्यान दुखनिधानमेव तपसः सन्तापसात्न फलम; 


स्वाध्यायोषपिहि बन्ध्प एवं कुधिरयां तेइभिग्रहाः कुग्रहाः 


( ४) 
प्रश्लाध्या खलु दानशीलतुलना तीर्थादियात्रा 'व॒था, 
सम्यक्त्वेन विहीनमन्यदपि यक्तत्सबंमन्तर्गेडु: ॥॥ 


सम्यक्त्व के श्रभाव में जो भी क्रिया की जाती है, 
बह श्रात्म-कल्याण की दृष्टि से व्यर्थ ही होती है । ध्यान 
दुःख का निधान होता है, तप केवल सताप का जनक होता है, 
मिथ्या-इृष्टि का स्वाध्याय निरर्थक है, उसके शअ्रभि-ग्रह 
मिथ्या भ्राग्रह-मात्र हैं । उसके दान, शील तीर्थाटन श्रादि सभी 
कुछ नगण्य हैं-निष्फल हैं । वे मोक्ष का कारण नहीं होते हैं । 

जिस सम्यक्त्व की ऐसी महिमा है, उसकी प्रशसा कहां 
तक-की जा सकती है ? प्राचीन ग्रन्थकारो ने उत्तम से 
उत्तम शब्दों में सम्यवत्व की महिमा गाई है। यहां तक 
कहा गया हैं-- न्‍ 


नरत्वेषपि पशूयन्ते, मिथ्यात्वग्रस्तचेतसः । 
पशुत्वेषपि नरायन्ते, सम्यवत्वव्यक्तचेतनाः ।॥ 


जिसका श्रन्त करण मिथ्यात्व से ग्रस्त है, वह मनुष्य 
होकर भी पशु के समान है श्रोर जिसकी चेतना सम्यक्त्व से 
निर्मल हैं, वह पशु हो तो भी मनुष्य के समान है । 


मनुष्य और पशु में विवेक ही प्रधान विभाजन रेखा 
है भ्लौर सच्चा विवेक सम्यक्त्व के उत्पन्न होने पर ही आता है। 


वास्तव में सम्यर्दर्शन एक श्रपूर्व और श्रलौकिक ज्योति 
है। वह दिव्य ज्योति जब श्रस्तर में जगमगाने लगती है तो 
श्रभादिकाल से आत्मा पर छाया हुथा श्रन्धकार नष्ट हो 
जाता है । उस दिव्य ज्योति के प्राप्त होने पर झात्मा प्रपूर्व 


( ४ ) 


धानन्द का श्रनुभव करने लगती है। उस पग्रानन्द को न 
शब्दों द्वारा प्यक्त किया जा सकता है और न उपमा के 
द्वारा ही उस भश्रानम्द को श्रांशिक तुलना किसी जन्मान्ध 
को सहसा नेत्न प्राप्त हो जानें पर होने वाले श्रानन्द के साथ 
की जा सकती है । जो मनुष्य जन्म-काल से ही अन्धा है 
और जिसने संसार के किसी पदार्थ को अपने नेत्रो से नहीं 
देखा है, उसे पुण्य-योग से कदाचित्‌ दिखाई देने लगे तो कितना 
झ्रातनद प्राप्त होगा ? हम तो उस झानन्द की कल्पना मात्र ; 
कर सकते हैं। पर सम्यर्रष्टि प्राप्त होने पर उससे भी 
भ्धिक आनन्द को भ्रनुभूति होती है ! सम्य्दष्टि आत्मा में 
समता के श्रदभत रस का संचार कर देती है, तीव्रतम राग- 
हंप के सताप को शात कर देती है और इस कारण 
प्रात्मा प्रप्राप्त-पूर्वे शाध्ति के निर्मल सरोवर मे भवगाहन करने 
लगती है । 
सम्यग्टष्टि के विषय मे शास्त्र में कहा है-- 
सम्पत्तदंसी न करेइ पाबं । - 
“ श्री आवारांग सूत्र 
धर्थात्‌-सम्यर्दडष्टि पाप नही करता है। चौथे ग्रुण-! 
स्थान से लगा कर चौदह॒वें गुणस्थान तक के जीव सम्यग्दष्टि 
माने जाते हैं और जो सरयर्टष्टि वन जाता है वह नवीन 
पाप नहीं करता है । इस प्रकार श्रनुत्तर घर्म फी श्रद्धा से 
तये पाप कर्मों का बघ रुक जाता है। अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा 
होने से ्रनन्‍्तानुवधी करोघ, भान, माया तथा लोभ नहीं रह 
पाते श्लौर जब अनन्तानुबधी क्रोध आ्रादि नही रह पाते तो 
तत्कारणक (उनके कारण बन्धने वाले) पाप-कर्म नही वधते। 
इसका कारण यह है कि कारण से ही कार्य को उत्पत्ति 


( ६ ) 


होती है । कारण ही न होगा तो कार्य कैसे होगा ? कारण 
के प्रभाव में कार्य नहीं हो सकता । 

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है 
भ्ौर जब मिथ्यात्व होता है तभी नये कर्मों का बन्धन भी" 
होता है | संसार में मिथ्यात्व किस कारण से है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भिथ्यात्व का 
कोई न कोई कारण अवश्य है, इसीलिए मिथ्यात्व है । 
मिथ्यात्व का कारण हट जाने पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक 
सकता । जिसे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी, वह जेल 
में जामे के कार्य नहीं करेगा । जो जेल जाने के काम करेगा 
उसे इच्छा न होने पर भी जेल जाना ही पडेगा । यह बात 
दूसरी है कि कोई जेल के योग्य काम न करे फिर भी उसे 
जेल जाना पढ़े, मगर इस प्रकार जेल जाने वालों के लिये 
जेल, जेल नही वरन्‌ महल बन जाता है श्रर्थात्‌ ऐसे लोग 
जेल में भी श्रानन्द का ही अ्रनुभव करते हैं । इस प्रकार 
कारण हो तो कार्य होता ही है । श्रगश कोई मनुष्य कार्य 
का निवारण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण 
पहले करना चाहिये । इस कथन के श्रनुसार मिथ्यात्व को 
हटाने की इच्छा रखने वाले को पहले श्रनश्तानुवन्धी कषाय 
हटाना चाहिये । जिसमें वह कपाय रहेगा, उसमें मिथ्यात्व 
भी रहेगा । श्रनतानुबन्धी कपाय जाय तो मिथ्यात्व भी नहीं 
रह सकेगा । 

जब मिथ्यात्व नही रह जाता, तभी 'दर्शन' की श्रारा- 
घना होती है । जब तक मिथ्यात्व है तव तक दर्शन की 
भी भ्राराघना नहीं हो सकती । रोगी मनुष्य को चाहे जितना 
उत्कृष्ट भोजन दिया जाय, वह रोग के कारण शरीर को 


वीक (ए ३४ 


( ७ ) 


पर्याप्त लाभ नही पहुंचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये 
भ्रपथ्य होने से भ्रहितकर सिद्ध होता है। भ्रतएवं भोजन .को 
पथ्य श्रोर हितकर बनाने के लिये सर्व-प्रथम 'शरीर मे से 
रोग निकालने की आवश्यकता रहती है । इसी प्रकार जब 
तक आत्मा में मिथ्यात्व-हपी रोग रहता है, तब तक श्रात्मा 
दर्शन की श्राराघना नहीं कर सकता । जब मिथ्यात्व का 
कारण मिट जायगा श्रौर कारण मिटने से भिथ्यात्व मिट 
जायगा तभी दर्शन की झाराधता भी हो सकेगी । मिथ्यात्व 
मिठा कर दर्शन की उत्कृष्ट श्राराघना करना अपने ही हाथ 
की बात है | अनन्तानुबन्धो क्रोष, मान साया और लोभ न 
रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा श्रौर जब मिथ्यात्व नद्ी 
रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी । भ्रनम्तानुबन्धी 
क्रोधादि को दूर करना भी श्रपने ही हाथ की बात है । कषाय 
को दूर करवें से मिथ्यात्व दूर होता है श्लौर दर्शन की आारा- 
घना होती है । विशुद्ध दर्शन की श्राराधना करने वाले को 
कोई घर्म-श्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा । इतना ही 
नहीं किप्तु जैसे भ्रग्ति मे धी की श्राहुति देने से भ्रग्नि 
झधिक तीज़ बनती है, उसी प्रकार पर्म-श्रद्धा से विचलित 
करने का ज्यो-ज्यो प्रयत्न किया जायगा त्यो-त्यो घर्म-श्रद्धा 
झधिक रढ श्रौर तेज-पूर्णो होती जायगी । घर्मश्रद्धा मे किस प्रकार 
रढ रहना चाहिये, इस विषय मे कामदेव श्रावक का उदाहरण 
दिया गया है । धर्म पर दृढ श्रद्धा रखने से श्रौर दर्शत की वि- 
शुद्ध आराधना करने से भ्रात्मा उसी भाव में सिद्ध, बुद्ध भोर 
मुक्त हो जाता है । 
२--सम्पकत्व का स्वरूप 
संसार में सभी जन सम्यरष्टि रहना चाहते हैं । 


("8 


मिथ्या-रृष्टि कोई नही रहना चाहता । किसी को मभिथ्या- 
दृष्टि कहा जाय तो उसे बुरा भी लगता है । इससे सिद्ध है 
कि सभी लोग 'सम्यग्दष्टि' रहना चाहते हैं भौर घास्तव सें 
यह चाहना उचित भी है । मगर पहले यह समझ लेना 
चाहिये कि सम्यवत्व का श्रर्थ क्या है ? 'सम्यका का एक 
अर्थ प्रशसा रूप है और दूसरा अश्र्थ श्रविपरीतता होता है । 
यद्यपि सच्चा सम्यकत्व श्रविपरीतता में ही है पर शास्त्रकार 
यशस्वी कार्य भी समकित मे ही ग्रिने है।, 


विपरीत का श्रर्थ उल्टा गौर श्रविपरीत का श्रर्थ सीघा- 
जेंस का तैसा, होता है । जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में 
देखना अविपरीतता है) उदाहरणार्थ--किसी ने सीप देखी । 
वास्तव से वह सीप है, किर भी अश्रगर उसे चादी समभता है 
तो उसका ज्ञान विपरीत है । काठियावाड मे विचरते समय 
मैंने मृगमरीचिका देखो । वह ऐसो दिखाई देती थी मानों 
जल से भरा हुआ समुद्र हो । उसमे वृक्ष वगरह की पर- 
छाई भी दिखाई देती है । ऐसा होने पर भी मृगमरीचिका 
को जल समझ लेना विपरीतता है । 


जैसे यह तिपरीतता बाह्य-पदार्थो के विषय मे है, 
उप्ती प्रकार आध्यात्मिक विषय में भी विपरीतता होती है । 
शास्त्रोक्त वचन समझ कर जो सम्पर्रष्टि होगा वह विचार 
करेगा कि श्रगर मैंने वस्तु का जँंसा का तंसा स्वरूप त॑ 
समझा तो फिर मैं सम्यरइष्टि ही कैसा ? 


सीप जब कुछ दूरी पर होती है तो उसकी चमचमा 
इठ देखकर चादी समझ ली जाती है। अ्रगर उसके पास 


(६६) 


जाकर देखे तो क्या कोई सीप को चादी मान सकता है ? नहीं । 
इसी प्रकार ससार के पदार्थ जब तक सोह की दृष्ठि से देखे 
जाते हैं. तब तक वे जिस रूप मे माने जाते हैं उसी रूप 
में दिखाई देते हैं, किन्तु अगर पदार्थों के मूल स्वरूप ; की 
परीक्षा की जाय तो वे ऐसे नहीं प्रतीत होगे, बल्कि एक 
जुदे रूप मे दिश्लाई देंगे । जब पदार्थों की वास्तविकता समझ 
मे भरा जायगी तब उनके सम्बन्ध में उत्पस्त होने वाली 
विपरीतता मिट जायगी । जब पदार्थों की वास्तविकता का 
भान हांता है श्रौर विपरीतता मिट जाती है तभी सम्य- 
रटष्टिपन प्रकट होता है । सीप दूर से चांदी मालूम होती थी, 
किध्तु पास जाने से वह सीप मालूम होने लगी। सीप में 
सीप-पन तो पहले ही मौजूद था, परल्तु दूरी के कारण ही 
सीप में विपरीतता प्रतीत होती थी शझ्ौौर वह चांदी मालम 
. हो रही थी | पास जाकर देखने से विपरीतता दूर हो गई 
झौर उसकी वास्तविकता जान पडने लगी । इस तरह वस्तु 
के पास जाने से भ्ौर मली-भाति परीक्षण करने से वस्तु 
के विषय में ज्ञान की विपरीतता दूर होती है तथा वास्त- 
विकता मालूम होती है श्लोर तभी जीव सम्यरष्टि बचता है । 


सीप की भाति श्रध्य पदार्थों के विषय में भी विप- 

रीतता मालूम होने लगती हैँ । पदार्थों के विषय में विप- 
रीतता हो रही है इस विषय में शास्त्र में कहा हें--“जीवे 
भ्रजीवसन्ना, श्रजीवे जीवसन्ना' भ्रर्थात्‌ जीव को श्रजीव श्रौर 
” अजीव को जीव सममना, इत्यादि दस प्रकार के मिथ्यात्व 
हैं । कहा जा सकता हैं कि कौन ऐसा भनुष्य होगा जो जीव 
को प्रजीव मानता दो ? इस प्रश्त का उत्तर यह हैं कि 


हक 


, 


जीव को अ्रजीव मानने वाले बहुत से. लोग है । कुछ का 
कहना है कि जो कुछ है, यह शरीर ही है । शरीर से भिन्‍न 
ग्रात्मा नही है । यह पाच भूतो से बना है श्रौर जब 
पांचों भूतों का संयोग नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट 
हो जाता है । इस प्रकार जीव-श्रात्मा को न मानने वाले 
भी हैं । यह भी एक प्रकार का ज्ञान है, किन्तु है यह 
सिथ्याज्ञान । जीव में श्रजीव की स्थापना करने का कारण 
यही है कि ऐसी स्थापना करने वाले लोग श्रभी तक प्म्य- 
ज्ञान से दूर है । जब वे सम्ग्ज्ञान के समीप श्राएगे तो 
जैसे समीप जाने से सीप मे चांदी का मिथ्याज्ञान मिट जाता 
है, उसी प्रकार शभ्रात्मा सम्बर्पी मिथ्या-ज्ञान भी मिट जायगा। 
उस समय उन्हे आत्मा का भान होगा । 


पुराने लोग, जो श्राधुनिक शिक्षा से प्रभावित नही 
हुए है, आत्मा मानते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रग मे 
रंगे हुए अनेक लोग श्रात्मा का अ्रस्तीत्व ही स्वीकार नहीं 
करते । जैसे दर रहने के कारण मगजल, जल समझ लिया 
जाता हैं भौर सीप चादी मान ली जाती है, उसी प्रकार 
जीवतरत्त्व से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को शभ्रजीव 
मान लेते हैं । अगर वे जीवतत्त्व के निकट पहुचे तो उन्हें 
प्रतीत होगा कि वे अ्रमवश जिसे भ्रजीव मान रहे थे, वह 
भ्रजीव नहीं, जीव है । 

झात्मा नही है यह कथन ही श्रात्मा की सिद्धि करता 
है | उदाहरणार्थ--अधेरे में रस्सी साप जान पडती है। 
किन्तु इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता हुँ जब कि सांप! 
का भ्रस्तित्व है । सांप का कही अस्तित्व न होना तो सांप 
का भ्रम भी कंसे हो सकता था ? जिसने जल देखा हैं 


(११ ) 


वही मृग-जल मैं जल की कल्पना कर सकता है; जिसने कभी 
कहीं जल का श्रनुमव नहीं किया वह मुग-जल देख कर जल 
की कल्पना ही नहीं कर सकता । इसी प्रकाए प्रात्मा नहीं 
है, यह कथन भी श्रात्मा का श्रस्तित्व ही सिद्ध करता है। 
झात्मा का श्रस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहां से 
श्राता भश्रोष उसके निषेघ की श्रावश्यकता ही क्‍यों थी ? ' 


श्रात्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण 

यह है कि ससार थे जितने भी समासहीन पद हैं, उन सब 

पदो के वाच्य-पदार्थ भी भ्रवश्य होते हैं । जो पद समासयुक्त 

हैं उनका वाच्य पदार्थ कदाचित्‌ नहीं भी होता है मगर जिस 
पद में समास नहीं होता उस पद का वाच्य शभ्रवश्य होता 

हैं। 'आत्मा' पद समास-रहित है श्रत. उसका वाच्य 

आ्रात्मा पदार्थ श्रवश्य होना चाहिये । उदाहरण के तौर पर 

रलशस्यू गा पद बोला जाता हैं। 'शशश्य ग' का श्र्थ है खरड 
'भोश का सीग । यह समासयुक्त पद है | इसका वाच्य कोई 
पदार्थ नहीं है। मगर 'शश' और “यंग, शब्दों को अलग- 

श्रलग कर दिया जाय तो दोनों का अ्रस्तित्व है । शणश भर्थात्त्‌ 

खरगोश और श*शग भ्रर्थात्‌ सीग, दोनो ही जगत्‌ में विद्यमान 

हैं। जैसे 'शशश्य् ग' नही होता, उसी प्रकार आराकाश-पुष्प! 

भी नही होता । ऐसा होने पर भी अभ्रगर दोनो समस्त-समा- 

सयुक्त पद भ्लग श्रलग कर दिये जायें तो दोनो का हीं भ्रस्तित्व 

प्रतीत होता है । इससे भलीभांति सिद्ध है कि जितने भी 

“समास-रहित व्युत्पस्त पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सदुभाव 
अवश्य होता है । 'प्रात्मा' पद भी समास रहित है, श्रतएव 

उसका वाच्य प्रात्मा पदार्थ भी प्रवश्य है । हाथी, घोडा, 

घट-पट श्रादि जितने प्रसामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों 


( १३ ) 


का घ्तित्व सिंद्ध है तो फिर अकेले भात्मा का पस्तित्व 
क्यों नहीं होगा ? 


यह हुई जीव में भ्रजीव के श्रारोप की बात । इसी 
प्रकार अ्रजीव में भी जीव का शझारोप किया जाता है। 
उदाहरणार्थ-कुछ लोगो का कहना है कि श्रात्मा एक हीं 
है झ्ौर जैसे पानी से भरे हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा 
दिखाई देता है उसी प्रकार यह एक ही भ्रात्मा सब में व्याप्त 
है | मगर यह कथन अभ्रमपूर्ण है । यहां उदाहरण में बतलाया 
गया है कि एक हो चन्द्रमा हजारो घड़ों मे दिखाई देता है, 
यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूरणिमा का होगा त्तो सभी 
घडों में पूणिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा श्रौर श्रष्टमी का 
होगा तो अष्टमी का ही सव में दिखाई देगा । अगर एक 
ही श्रात्मा चद्धमा की तरह सब शरीरों में व्याप्त होती 
तो जो विविधता दिखाई देती है वह दिखाई न देती । कोई 
बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई वुद्धि-हीन । कोई दुखी है, 
कोई सुखी है। भ्रगर एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती तो 
यह विविधता क्‍यों दिखाई देती ? 


हस प्रकार वस्तु की ठीक तरह परीक्षा करने से विप- 
रीवता-भ्राँति मिट जाती है शौर विपरीतता मिटते हो सम्य- 
क्त्व प्राप्त हो जापा है । 


साधघारणतया सभी लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय 
में सभी का शभात्मा समान है। परल्तु व्यवहार करते समय 
मानो यह वात भुला ही दी जाती है ! 'मित्ती में सब्वभू- 
एसु! प्र्थात्‌ समस्त प्राणियों पर मेरा मँत्री-माव है इस प्रकार 
का पाठ तो बोला जाता है, मगर जब कोई ग्ररीव दुखी 


( १३ ) 


था भिखारी द्वार पर श्राता है तब हस सिद्धास्त का पालन 
कितना होता है, यह देखना चाहिये। तुम्हें सम्यकत्व प्राप्त 
हुआ होगा तो तुम उस भिखाशी या दुखी मनुष्य को भी 
अपना मित्र मानोगे भ्ौर उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे । 
इसके विपरीत अगर तुम अपने सगे-सम्बन्धी की रक्षा के 
लिए दोड़े जाझो परन्तु श्रपरिचित गरीब की रक्षा के लिये 
प्रयत्त न करो तो कहा जायगा कि श्रभी तुम्हारे श्रन्त.करण 
में सच्चा करुणा-भाव उत्पन्न नही हुआ है । तुम्हारे हृदय में 
सम्यक्त्व होगा तो सब की रक्षा करने का द-। भाव भी अवश्य 
होगा । यह सम्भव नहीं कि सम्यक्त्व हो किन्तु दयाभाव न 
हो । श्रगर कोई कहे कि सोता तो है मगर पीला नही है 
तो उसे यही कहा जायगा कि जो ऐसा है वह सच्चा 
सोना ही नहीं है ! इसी प्रकार जिसमें चिकनापन नही है 
वह घी ही नहीं है । वह शौर कोई चीज होगी । इसी प्रकार 
हृदय में दयाभाव न हो तो यही कहा जायगा कि सम्यकत्व 
प्राप्त नही हुआ है। जिसमें सम्यक्त्व होगा, उसमें दयाभाव 
झवश्य होगा । सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अ्विनाभावी 
सम्बन्ध है । 


३-“-दर्शनसम्पन्तता 


गौतम स्वामी ले दर्शन के विषय में भगवान्‌ से प्रश्न 
किया है-- 

प्रशन--दंसणासपन्‍्नयाए ण मंते ! जीवे कि जणयह ? 

उत्तर--दसणसंपन्‍नयाए णं॑ भवमिच्छत्तछेषण करेइ, परं 
न विज्कायड, पर अ्रविज्कमाणे अणुत्तरेण॑ नाणदसणेण 
भ्रप्पाणं सजोएमाणे सम्म भावेमाणें विहरद ॥॥६०॥। 


(१४) 
श्रर्थात 


प्रशन--भगवान्‌ ! दर्शन प्राप्त करने से जीव को क्या 
लाभ होता है ? 


उत्तर--गौतम! दर्शनसम्पन्त (सम्यर्दष्टि ) जीव ससार 
के मूल मिथ्यात्व श्रज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान 
का प्रकाश बुभता नही है श्रौर उस प्रकाश में श्रेष्ठ ज्ञान 
तथा दर्शन से अपने श्रात्मा को सयोजित करके सुल्दर भाव- 
नापूर्वक विचरता है । 


भगवान ने दर्शनसम्पन्तता से भिध्यात्व का नाश होना 
बतलाया है । परस्तु मिथ्यात्व का नाश तो क्षयोपशम सम्य- 
कत्व से भी होता है, फिर दर्शनसम्पत्तता से विशेष लाभ 
क्या हुआ ? इसका उत्तर यह है कि जैसे खुलो हवा में 
रक्खे हुए दीपक के वुझ जाने का भय रहता है उसी प्रकार 
क्षयो पशमिक सम्यक्त्व के नष्ठ होने का भो भय बना रहता हैं। 
क्षायिक सम्यकत्व के लिये यह भय नहीं है। इसी कारण 
भगवान्‌ ने अपने उत्तर में 'पर' शब्द का प्रयोग करके यह 
सूचित किया है कि दर्शनसम्पत्नता से मिथ्यात्व का पुर्ण नाश 
होता है और वह क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता हैं जिसके 
नाश होने का भय ही नहीं रहता । दर्शनसम्पन्तता से जीव 
को भिथ्यात्व के नाश के साथ क्षायिक सम्बक्त्व की भी 
प्राप्ति होती हैँ । 


संसार-भ्रमण का प्रधान कारण मिथ्यात्व ही हैं । 
कारण के बिना कार्य नहीं होता । ससार म्रमशरूप कार्य 
॥ कारण भिश्यात्व है । दर्शनसम्पन्तता मिथ्यात्य का नाश 


( १५ ) 


करती है श्रौर कारण के श्रभाव में कार्य किस प्रकार हो 
सकता हैं ? जो वस्तु जेसी है उससे विपरीत मानना ही 
मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व का छेद हो जाने से ससार-म्रमण 
भी नहीं करना पड़ता । 


मिथ्यात्व संसार का कारण हैं श्रोर सम्यक्त्व मोक्ष 
का कारण हैं। दर्शनसम्पन्न व्यक्ति मिथ्यात्व का छेदन करके 
'क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है.। क्षायिक सम्यक्त्व घाला 
पुरुष या तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है या भव-स्थिति 
श्रधिक हाने पर भ्रधिक से अधिक तीन भव मे केवल-ज्ञान 
प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन 
तो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाता है, किन्तु क्षायिक सम्य- 
ग्दशंन एक बार उत्पन्त होने के पश्चात्‌ फिर नष्ट नहीं 
होता । क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने से परम ज्ञान और परम 
दर्शन प्राप्त करके दर्शनसम्पतन्‍्न व्यक्ति, श्रानन्दपूर्वक क्षायिक 
ज्ञानदर्शन में रमण करता है । 


४--सम्यकक्‍त्व के भेद 


सम्यक्त्व के तीन भेद हैं--(१) उपशम गुणों से 
प्राप्त होने वाला (२) क्षयोपशम ग्रुण से प्राप्त होने वाला 
श्रौर (३' क्षायिक गुण से प्रकट होने वाला सम्यक्त्व । इन 
तीनो प्रकार के सम्यक्त्वो मे कितना शभ्रन्तर है, यह बात 
पानी का उदाहरण दे कर समभाई जाती है । एक पानी 
ऐसा होता हैं जो मलीन होता है परघ्तु दवा डालने से उसका 
मल नीचे जम गया है । दूसरे प्रकार का पानी ऐसा होता 
है कि वह ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उसमे 


५ ६) 


मेल साफ नजर आता हैं । तीसरे प्रकार का पानी वह है 
जो पहले मलिन था किश्तु उसका मल नीचे बैठ जाने पर 
निर्मेल पानी लितार कर अलग कर लिया गया हैं। इस 
तोसरे प्रकार के पानी के फिर मद्चीव होने की सम्भावना 
नही है । इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक में शाम्त हो 
किस्तु प्रदेश में उदयाधीन रहता हो, वह क्षयोपशम से प्राप्त 
सम्यक्त्व कहलाता हैं । मिथ्यात्व का उदय जब प्रदेश और 
विपाक--दोनों से शान्त हो तव उपशम सम्यक्त्व होता हूँ। 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से श्रौपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है । 
तीसरा सम्यक्त्व क्षायिक हैं। जब मिथ्यात्व प्रदेश और 
उदय दोनो से पृथक हो गया हो श्रर्थात्‌ मिथ्यात्व किसी भी 
प्रदेश मे अथवा उदय में न रहे तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है । 


शास्त्रों मे श्रावक के लिए बारह ब्रतों का विधान 
है । वे न्रत तो पालन करने योग्य है ही, परन्तु उचका 
मूल सम्यक्त्व है । जैसे मूल के अभाव मे शाखाए नहीं ठह- 
रती, उसी प्रकार सम्यक्त्व के भ्रभाव मे व्रत नही ठहरते । 


कल्पना कीजिए, एक आदमी सिर पर जरीदार पगड़ी 
पहने हैं, रेशमी कोट पहने हैँ और यथोचित आशभुषण भी 
पहने है, पूरी तरह श्ट गार से सजा है, मगर घोती न पहने 
हो-नंगा हो तो क्या उसका खझ्यू गार भला दिखाई देगा ? 
नही । तो जिस प्रकार ससार में सर्वे-प्रथम धोती पहनना 
्रावश्यक समझा जाता है, उसो प्रकार धर्म में सर्व- 
प्रथम सम्यक्त्व का होना नितान्त आवश्यक समझा 
जाता है । 


( १७ ) 
शास्त्रकार कहते हैं-“-श्रावक का ब्रतो के बिचा तो काम 
चल भी सकता है लेकिन सम्यवत्व के बिना नही चल सकता, 
क्योकि जिसमे व्रत नही हैं, वह भी श्रावक कहला सकता 
है, परम्तु जिसमें सम्यक्त्व नही है, वह श्रावक नही कहला 
2 सकता । 


दत्ता पमललकर 


-: न ' है ९ 
कर 2४:05 £/८::25 2८8 
“26 5 27002 





थशावक और श्रमणोपासक 


१:३३/३ ६१३३६ 


*-श्रावक की व्याख्या 


जैन परम्परा में श्रावक शब्द बहुत प्रसिद्ध है। उसका 
प्रयोग प्राम तौर पर जन गृहस्थ के लिए किया णाता है । - 
जो व्यक्ति जैनकुल में उत्पन्न हुआ है, वह श्रावक कहलाता 
है, ऐसी रूढि-सी हो गई है । मगर श्रावक कहलाने वाले 
पर कुछ दायित्व है उसके कुछ कत्तंव्य भी हैं, इस शोर 
विशेष ध्यान नही दिया जाता । झ्रतएवं यहा श्रावक शब्द 
का प्रर्थ स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या कर देता आव- 
श्यक है । छहा है-- 


श्रध्दालुतां श्राति श्रुणोति शासनम्‌ । 
दान वपेदाशु वृणोति वर्शनस्‌ ॥ 
ऋन्‍्तत्यपुण्यानिं करोति संयमस्‌ । 
तं॑ श्रावकं प्राहरभी विचक्षणा:॥। 


(१ 


ब्रावक' शब्द में तीन 


€ ) 


प्रक्षर हैं भौर उव हीनों से 


श्रावक के प्रलग-अलप कत्तेंव्यों का घोघ होता है ॥ पहले 


प्रक्षर 'क्रा' से यह प्रभिप्राय 


निकलता है कि श्रावक को 


जिन बचत मे दढ श्रद्धा धारण करनी चाहिए श्रौर साधु 
समाचारी, श्रावकसमाचारी झौर तीर्थंकर भगवान्‌ की वाणी 


को श्रवण करना चाहिए । 


साधु की समाचारी सुनें विना गुरु को निर्णय नहीं 
हो सकता श्रौर श्रावक घी समाचारी सुने' बिना पते फरत्ते- 
व्य का ज्ञान नहीं हो सकता । समाचारी का अर्थ है-कत्तेंड 


व्य कार्य । साधु और श्रावक 


के शास्त्रविहित कर्तव्यों को 


श्रद्धा के साथ सुनना श्रावक-शब्द में रहे हुए'शआरा भ्रक्षर 


'का अर्थ है । 


धुनना दो प्रकार का है-एक श्रद्धापूवंक प्रौर दूसरा 
मनोरजन के लिए या दुष्ट बुद्धि से प्रेरित होकर । प्रर्थात्‌ 


एक गुणरष्टि से शआ्रौर दूसरा 
से सुनने वाला यहे सोच ' कद 


दोष-दृष्टि 'से । दोष ह्ष्टि 
सुनता है कि देख, वक्‍त कहां 


चूकता है ” कहा पकड़ मे प्राता है ? इस प्रकार दोष 
खोजने की बुद्धि से सुनना श्रावक्र की कर्तव्य नहीं है । 
श्रावक तो श्रद्धाशील होकर, विश्वास पूर्वक सुनता हैं । यह 
ठीक है कि श्रावक अपनी बुद्धि भौर विचारशक्ति पर ताला 


] 


लगा कर सुनने नहीं बेठता । 


अगर कोई बात उसे शास्त्रब 


- संगत प्रतीत न हो तो वह तरक-वितर्क करेगा श्रौर बिना 
समझे बूझे नही मान लेगा, फिर भी उसकी दृष्टि छिद्रा- 


स्वेषण करने की नहीं होगी । 
नहीं बैठेगा । 


वह इस अभिप्नाय से सुनने 


8, 


साधु पहले प्पत्ती समाधारी क्रावकों को घुना देवा 
) छोर कहेगा कि इसे शास्त्र से सिला लो । फिर. हमें * साधु 
मानों । दशवेकालिकछ सूत्र में कहा है-- 


सारदंसरण संपन्न, संजमे य तथे रखय॑ं । सी, 
गरिय मागमसंपन्‍ने,उज्जार स्मि समोस्ं !। 

... रायाणो रायमच्चा य, साहणा श्रदुव खतिश्रा । 

- पुच्छंति निहुअप्पाणों, कहूं भे श्रायारगोयरो ॥। 


| दश. वे. हर. ६, १-२ 

पर्थात्‌ ज्ञान भौर दर्शन से सम्पस्त तथा धंयम, झौर 

तप में निरत भाचायें जब किसी नगर के उद्यान में पघारते 

हैं तो शाजा राजमम्त्री, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय आदि पूछते 
) हैं कि झ्लापका श्राचार क्या हैं ? 


-।. श्राज प्राचारू्विचार फो पूछने की प्रथा ड़ गई 
है । इस कारण साधुझों में भी शिथिलता ध्वा गई है भौर 
। जब साधु ही श्रपनी समाचारी का हढतापूर्वक पालन न 
करेंगे तो श्रावक कब करेंगे ? फिर किसी पर किसी का 
दबाव नहीं रहेगा । स्थिति यह झा जायेगी कि साधु मौज 
करेंगे- क्षोौर गहस्थों को मंत्र-तंत्र घादि बतला दिया करेंगे 
-तथा गहस्थ भी मंत्र-तत् पाने की इच्छा से ही उनकी भक्ति 
करेंगे । फिर तो यही उक्ति चरिता्थ होगी-- 


लोभी गुरु लालची चेला, हिलमिल खेलें दाव । 
दोनों डूबें बापड़े, चढ़ पत्थर की नाव ॥॥ 


व 


( २६१ ) 


श्राचाए की सिद्धि से ही धर्म की सिद्धि होती है, यह 
सर्वमाध्य घात है । अतएवं समाचाशी का सुनना श्रावश्यक 
है । साधु-समाचारी शास्त्रानुमोदित होनें ,पर श्रावक को 
श्रेंद्धाशील बनना चाहिए श्रौष यह निश्चय करना चाहिये 
कि थह हमारे गुरु हैं । हमारे गुरु वही बनने - योग्य हैं जो 
शास्त्रविहित समाचारी को हमारे सामने खोलकर रख देते 
हैं श्रोष उसी के अनुसार श्राचरणं करते हैं । तात्पयें 
है कि श्रावक का प्रथम कत्त॑ध्य यह है कि वह सांघुसमाचारी 
एवं श्रावकसमाचारी का श्रद्धापृवंक श्रवण करे औष वीत- 
शाग की वाणी पर सम्पूर्ण श्रद्धा रे ।, . 

'श्रावका शब्द में दूसरा प्रक्षर 'व है ॥ इसका भ्रभि- 
प्राय है-पुण्य-कार्य मे, बिना विलम्ब कियें, दान दे श्ौर 
भ्पने दर्श को दिपावे ।. ५ 


ध्ाज लोग प्राय! प्रपता बड़प्पन दिखलानें के लिए 
धौर प्रपने वाप-दादा की एवं प्रपन्ती कीत्ति भ्ौर प्रसिद्धि के 


, लिए तो द्रव्य खर्चे कर देते हैं, किन्तु जब किसी घामिक 
» कार्य के लिए द्रव्य का त्याग कश्ने का श्रवसर श्राता है तो 
! कहने लगते हैं-यह मेरे श्रकेले का काम नहीं है । सब करें 


तो में भी करू | में ग्रकेला ही क्‍यों खर्च करू ? इस प्रकार 


, कहना भौर करना श्रावकपन का लक्षण नही : है । श्रावक 


को उत्साहपुर्वेक -जिनघर्म की महिमा वढानी चाहिए- और 


-उसके लिए ग्रावश्यकतानुसार द्रव्य की ममता, का भी त्याग 


करना चाहिए । यही “व प्रक्षर का श्रथे है ॥ 


थ्रावक' शब्द में तीसरा अक्षर 'क' है । इसका प्षम्रि- 
प्राय यह है कि श्रावक पाप को छाटे अर्थात्‌ श्रधर्म में प्रवृत्ति 


(३१ ) 


ने करे झौर ऐसा यत्न करे, जिससे शुभ कार्य हो सकें होर 
त्रत तथा संयम निम सकें | 


श्रावक' णब्द के तीनों अक्षरों मे समांविष्ट करत्तेंग्यों 
का पालन करने वाला सुविहित श्रावक कहलाता है यानी 
तीथकश की प्राज्ञा पालने वाला श्रावक कहलाता है| वह 
गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी इहलोक और परलोक, में सुख 
प्राप्त करने वाला होता है । 


कहा जा सकता है कि धर्म से परलोक में सुख मिलता 
है, वह तो ठीक है, परन्तु इहलोक मे सुख मिलता है,' यह 
- कैसे माना जाय ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तप-संयम झादि घ॒र्म 
का श्राचरणा शुद्ध आत्मकल्याण की  मावना से ही करना 
चाहिए, न इस लोक के सुख के लोभ से श्र न॑ परलोक 
के सुख की लालसा से । फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है 
कि धर्म से इस लोक या परलोक में सुख नहीं मिलता । 
ऐसा कोई नियम नहीं कि सुख की लालसा से धर्माचरण 
किया जाय तो सुख प्राप्त हो श्र सुख की लालसा न रक्‍्खी 
जाय तो सुख न मिले । बल्कि खुख' की लालसा रखने से 
घर्मं का लोकोत्तर फल मारा जाता है ' जो कोर्य ' किया 
जायगा, उसका फल तो मिलने वाला है ही फिर उसके 
उत्कृष्ट फल का विधात करके साधारण फल की कामना 
करने से क्‍या लाभ है ? तात्वयं यह है कि घर्माचरण 
लौकिक सुख की कामना से प्रेरित होकर न किया जाय, 
फिर भो उससे लोकिक सुख प्राप्त होता है, यह सत्य है, 


( १३ ) 


« मगवती सूत्र में तुगिया नगरी«के श्रावकों का “वर्णन ' 
शग्राया है । वहा पे लोग भग्रवान की वन्दना करने के लिए 
जाते“का सकल्प“करते हैं। उस समय यह कथन है -- , 


भगवान को की गई वच्दना हमारे लिए इस लोक मे 
तथा परलोक में हितकारी, सुखकारो, क्षमा के योग्य घनाने 
वाली श्र भोक्ष देवे वाली होगी तथा भव-भव में साथ 
चलवें वाली होगी । । 


इस पाठ से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि श्रावक 
धर्म का पालन करने. से लौकिक झौर लोकोत्त रूदोनो प्रकार 
के सुख की प्राप्ति होती .है । 


२ श्रसणोपासक की व्याख्या 


श्रावक के लिए 'श्रमणोपासक' शब्द का भी प्रयोग 
किया जाता है । धमणोपासक बनने की मर्यादा क्‍या है, 
यह बात शास्त्र मे बतलाई गई है । शास्त्र भें कहा है-- 
.. 'तत्थ समणोवासम्रो पुष्वामेव मिच्छत्ताश्रा पडिक्कमई, 
सम्मत्त उवसपज्जइ, नो से कप्पह्ट श्रज्जपर्भिदद श्रन्नउत्यिए 
वा, प्रन्नउत्यियदेवयाणि वा, श्रन्नठत्यियपरिग्गहियाइ 'अरिह- 
स्तचेदयाणि वा वदित्तए वा, नमसित्तए वा । 


इस पाठ का ठीक-ठीक प्रभिप्राय समझते के लिए 
ग्रमण शब्द का भ्र्थ समझ लेवे की आवश्यकता है । यो 
तो श्रमण का पताघारण श्रर्थे साधु है, परन्तु दुनिया मे साधु 
कहलाने 'वालो के घंकड़ो प्रकार देखे जाते हूँ । प्राचीन काल 
में भी सैकड़ो प्रकार के साधु थे शोर भ्राज भी है। भ्रतएव 


( ३४ ) 


साधु .कह देने से किसी: निश्चित श्र्थ का बोध नही होता । 

लोग गड़बड़ श्रौद। भ्रम मे पड़ जाते हैं । ग्रतएवं शास्त्र में 

श्रमण या साधु की भलीभाति पहचान भी बतला, दी पई ' 
हैं । संक्षेप मे कहा जा सकता है क्षि पचयामिक घर्म का 

भ्रर्थात्‌ पांच महात्रतों का पालन करने वाला ही श्रमण या 

साधु कहला सकता है। वे पाच महान्नत इस प्रकार हैं:-- 


१--प्राणातिपात का सर्वथा त्याप | 
२--पभसत्य का सर्वथा त्याय । 
, '३-पभ्रदत्तादान का सर्वथा त्याग । 
४--मनुष्य, देव क्लोर तिर्यञ्च सम्बन्धी कामभोग का 
सर्वथा त्याग । 
प--चधर्मो पक रुणो के सिवाय अन्य सब पदार्थों का 
' '. त्याग । । 


डे 


४ 4 


-इस प्रकार मन, वच्नन झोर काय से तथा कृत, कारित 
धौर पनुमोदन से पाँचो पापों का त्याय करने वाला श्रमण 
पद का' ध्रधिकारी हैं । ' । 


बच 


साथ ही-- 


लाभालामे सुहे इकक्‍्ले, जोविए मरणे तहां। 
समो 'निन्‍्दापशांसासु, तहा माणावमाणाश्रो' ॥ 
छत्तदाष्ययन, भ्र, १६.४ 


प्र्थातू-भिक्षा के लाभ में भोर, [अलाभ मे, सुख मे 
क्षौद दुख में, जीवन झोर मरण मे, निश्दा शौर प्रशसा में 


(२५ ) 
तथा मान झौर अपमान भें साधु का-समभाव होता है । 


साधु किसी भी परिस्थिति भे समभाव को त्याग करे 
विषम भाव मे प्रवेश नही करता । भिक्षा के लिए गृहस्थ 
के घर में प्रवेश करते समय उसकी जैसी श्राकृति होती है, 
चैसी ही बाहर निकलते समय भी । अर्थात्‌ भिक्षा मिल गई 
तो हर्ष नहीं शोर त मिली तथा मभिक्षा के बदले गालो मिली 
तो विषाद नहीं । शरीर चाहे सुख मे हो या दुख में हो, 
श्रमण भ्रपने भानष्द मे मग्न रहता है। चिरकाल तक 
जीवित रहे तब भी श्रानन्द और मृत्यु प्रा जाय तब भी 
झाननन्‍्द । वे न जीने की इच्छा रखते है, न मृत्यु से घबराते 
हैं । उनके लिए निन्‍दा और प्रशसा समात्त हैं । वे प्रशसा सुन 
कर हर्ष का और निमन्‍्दा सुनकर विषाद का अ्रनुभव नहीं 
करते । कोई सत्कार करे तो क्या श्रौर तिरस्कार करे तो 
क्या, 'उनको वृत्ति में कुछ श्रन्तर नहीं पडता । ऐसे गुण 
जिसमें पाये जाए, वही श्रमण कहलाता है श्रीर श्रमण का 
उपासक 'अ्रमणोपासक या श्लावक कहलाता है । 


ललित 


'अ्रमण' शब्द श्रम धातु से बना है। इसका भर्थे 

'है श्रम करना ', यह शब्द इस आशय को प्रकट करता हैं 

कि व्यक्ति श्रपना विकास अपने ही श्रम द्वारा कर सकता है। 

व्यक्ति भ्रपने सुख दुःख और उत्थान-पतन के लिए स्वय ही 

उत्तरदायी है । कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई भी शक्ति 
८० किसी दूसरे को सुखी या दुखी नही बता सकती । 


प्राकृत रूप 'समण का प्रथ॑ 'समन' भी होता है । 
'समन' का भर्थ हैं समता भाव । प्र्थात्‌ समान (समण- 


( ३६ ) 


श्रमण , वह है, जो प्राणी मात्र को आ्ात्मवत्‌ समझता है। 
कहा है-- 


झात्मनः अतिकूलानि परेषाँ न समाचरेत्‌ । 


भ्र्थातृ-जो व्यवहाए या वर्ताव तुम अपने लिए पपतन्द 
नही करते हो, वह दूसरो के प्रति भी मत करो । जो बात 
तुम्हे बुरी लगती है, वह सभी प्राणियों को बुरी लगती है । 


यह नोति-तत्त्व जिसके जीवन में व्यावहारिक वन 
गया है, वही वास्तव में श्रमण या समन पद का श्रधिकारी 
है । यह नीति-तत्त्व ही समाज विज्ञान का मूल श्राघार है। 
वही समाज सुख शौर शान्ति का भागी हो सकता है, जिसका 
प्रत्येक सदस्य इस तत्त्व का भ्रपने जीवन में श्रनुसरण करता है। 


समण' का तीसरा रूप 'शमन' भी होता है। 'शमत' 
का अर्थ है-अपनी चित्तवृत्तियो को शान्त करना, मन के 
विकारों को दबाना या दूर करना । 

गभीद विचाएश करने से ज्ञात होगा कि व्यक्ति तथा 
समाज का कल्याण श्रम, सम श्रौर शम, इन तीनो तत्त्वो 
पर आश्रित है। यही श्रमण-सस्कृति का निचोड़ है| भोर 
भी कहा है.-- 


जह मम न पिय॑ दुक्शं, जाणिय एमेव सब्वजीवाणं ! 
न हुणइ न हणावेइ य, सममणइ तैण सो समणो ॥१॥। 


अण' घटतु वर्त्ताव फरने के भ्रर्थ में हैं श्लोर सम! 
उपसर्ग तुल्याथंक है | तात्पय यह हुझ्ला कि जो सब प्राणियो 


(२७ ) 


के प्रति सम श्रर्थात्‌ समानरूप से 'प्रणति' प्रर्थात्‌ वर्त्ताव 
करता है, वह समण या श्रमण कहलाता है । 


खत्थि य से फोइ वेसो, पिश्नो श्र सब्वेसु चेव जीवेसु । 
> एएण होइ समरणो, एसो श्रन्नो थि पज्जाओो ॥२॥ 


धर्थात्‌ श्रमण वह है जिसके लिए न तो कोई श्रप्रिय 
हैं प्रोर न प्रिय हे जिसके ज्िए कीड़ो श्रौर कुजर सब 
समान हैं । 


तो समरस्यो जह्ट सुमणो, भावेरा जह रण होइ पावमणो । 
सयरोे य जणे य समो, समो य मारणावसाणेसु ।।३॥। 


अर्थात्‌-जो 'समन' है, वही वास्तव में श्रमण है । 
समन' से अ्रभिप्राय यह है कि वह पाप मना न हो-उसके 
मन के किसी भी कोने में पाप का वास न हो पार स्व 
तथा पर जन में तथा मान श्रौद प्॒प्सान में समान भाव 
रखता हो । 

भगवान्‌ महाधीर ने श्रमण की जो परिभाषा बतलाई 
हैं, उसी से मिलती-जुलती परिभाषा तथागत बुद्ध ये भी 
बतलाई है । वे कहते हैं:--- 

न वि मुंडएण समरणो,स मयाए समरणो होई॥। 

न सु'डकेन समरणो, श्रव्वतोी छलिक॑ भरा । 

इच्छालो भसमापसन्‍्तो, समरपरों कि भविस्सति । 

तो च समेति पापाति, श्रणुथूलानि सव्वसो । 

समिततत्ताहि पापातं, समस्यों त्ति पवुरुचई ।। 


(१५८ ) 


प्राशय यही है कि प्विर भुडा लेने मात्र से कोई 
श्रमण नहीं कहलाता, बल्कि समताभाव धारण करने से ही 
श्रमण का पद प्राप्त किया जा सकता है जो ब्रतविहीन 
है मिथ्याभाषण करता है, कामनाओञ्रों से शौर लोभ से घिरा 
हुआ है, वह श्रमण नही कहला सकता | सच्चा श्रमण वही ' 
है, जो छोटे श्नौर बड़े समस्त पापों से दूर हट जाता है । 


इन ग्रुणों को समझ लेने मात्र से न कोई विशिष्ट 
लाभ होता है और न कोई श्रमण ही कहला सकता है।' 
इन्हें समभकर जो भ्राचरण में लाता है, वही इन ग्रुणों का 
पुंरा लाभ उठाता है श्नौर वही श्रमण कहलाने का स्‍्नधिकारी 
होता है । किसी कन्या को उसकी माता ने रसोई बनाना 
सिखला दिया, पर कन्या सीखी हुई रसोई बनाने की विधि 
को कार्य रूप में परिणत न कर सकी त। सीखी हुई विधि 
किप्त काम की ? 


श्रमणोपासक श्रमण को उपासना; इसलिए करता है 
कि श्रमण में समभाव है, उच्च प्राचार है और श्रमणोपा- 
सक इन ग्रुणों को प्राप्त करता चाहता है | उपासक में उपा- 
स्य का ग्रुण भथ्रा ही जाता है | श्रतएव जो समभाव चाहतें. 
होगे, वे समभाव वाले श्रमण को तमस्कार करेंगे श्रीर जिम्हे 
घन-दौलत प्ादि विषपमभाव की कामना होगी, वे यंत्र-मत्र 
ध्रादि बतलाने वाले की उपासना करेंगे। लेकिन यत्र-मंत्र 
बतलाने वाले की उपासना करने वाला श्रमणोपासक नही, 
वह तो मायोपोसक है । हे 


प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ उ््दं श्य होता है। बिना 
उद्दे श्य कोई बुद्धिमान प्रवृत्ति नही करता । घर से आप 


( २६ ) 


बिता छू श्य निकल पड़े और इधर-उघर भटकते फिरें, 
किसी के पूछनें पर कोई उदश्य न बतला' सकें तो बावले 
समझे जाएंगे । इसलिए जो जिस कार्य में प्रवत्त होता हैं, 
उसे फुछ न कुछ उहृश्य स्खना ही पड़ता है और णो जंसा 
उद्द श्यः रखता है, उसे श्रागे-्पीछे सफलता भी प्राय: मिक्त 
ही जाती है। भाजी लाने के उद श्य से: घर से निकला 
व्यक्ति भाजी तक पहुच जाता. हैं । इसी प्रकार अगर आद 
समभाव रखने वाले गुरु के पास पहु चने के उठे श्य से निकले 
हैं तो ऐसे गुरु को. खोज ही लेंगे । 


श्रापे कहेंगे पंत तो कंचन कंकर को समान समझते 
हैं शौर हम ऐसा नहीं सम भते, हमें कंचन की घाह बनी है। 
फिर संतो की उपासना क्‍यों करें ? ऐसा सोचने वाला भौर 
कहने; वाला सच्चा श्रावक नहीं है । सच्चे श्रावक के प्रन्तः 
करण में श्रमणोचित समभाव की श्राकाक्षा रहती है भ्रौर 
वह ऐसा मनोरथ किया करता है कि कब वह घुदिन होगा 
जब में संसार के प्रपच छोडकर श्रनगारवत्ति घारण करूगा । 
झभिप्राय यह है कि भ्राखिर तो श्रावक भी उसी ध्येय पर 
पहुचना चाहता हैं जिसकी यह भावना होगी कि “मैं कभी 
न कभी सोने झौर पत्थर को समान समभू” वह ऐसे सन्तों 
की उपासना करेगा । 

श्रावक, व्यक्ति या वेष का उपासक नहीं होता, किन्तु 
साधुता का उपासक होता है_। प्तएवं उसे 'श्रमणोपासक' 
कहा है ! 


कहा जा सकता है कि श्लवावक को “श्रमणोपासक' 
कहने के बदले “अहंन्तोपापक क्यो नहीं कह दिया ? साघधुमों 


(३० ) 


की परीक्षा में तो कदाचित गडवड भी हो सकती है। यदि 
ग्रहेन्‍्तोपासक कह दिया होता तो किसी प्रकाश का भगड़ा 


ही न रहता । | 


इसका उत्तर यह है कि उपास्य प्रत्यक्ष हो तो ही 
उसकी उपासना हां सकती है । उपास्य और उपासक के 
मिलने पर ही उपासना संमव है । तीर्थंकर कहलाने वाले 
श्रहंत्त चौबीस हो होते हैं भौर वे किप्ती काल में विद्यमान 
रहते हैं और किसी काश में विद्यमान नही रहते । मगर 
साधु के विषय में यह वात नही है । श्रावक है तो साधु 
भी है शोर साधु है तो श्रावक भी है। साधु और श्रावक 
का साहचये है ! 


इस प्रकार अहुन्त की साक्षात्‌ उपासना सदा नहीं हो 
सकती, क्योंकि अहुेन्त सदा काल नहीं रहते और जब तक 
साक्षात्‌ उपासना न की जाय तव तक ठीक-ठीक अ्रर्थ मे 
वह उपासक नहीं है । पर श्रावक, साधु की उपासना सर्देव 
कर सकते हैं | इसी कारण श्रावक को श्रमणोपासक कहा 
है । इसीलिए सम्यक्त्व ग्रहण करते समय साधु को ही गुरु 
बनाना पड़ता है । 


प्रश्न होता है कि साधु शोर श्रावक का साहचर्य मान 
लिया जाय तो श्रढाई द्वीप के बाहर साधु नही होते, फिर 
वहाँ के तिर्यञ्च श्रावक कया श्रावक नही है ? इसका उत्तर 
यह है कि श्रढाई द्वीप के बाहर साधु नही होते, यह ठीक 
है परम्तु जातिस्मरण ज्ञान वाले जोव होते हैं। वे पूर्वाभाव- 
प्रशापननय की श्रपेक्षा साधु है । इसके सिवाय जहा साधु 
नही होते, वहां कई ब्रत श्रद्धार््प ही रहते हैं, स्पर्शना रूप 


(३१ ) 


नही होते । उदाहरण के लिए साधुओ के अश्रभ्माव में बार- 
हवां ब्रत अतिथि सविभाग कंसे निपज सकता हैं ? इस 
प्रकाए अभ्रढाई द्वीप के बाहर श्रद्धारूप न्रत ही होते है । 


अ्रमणोपांसक' शब्द भी छोटा नही है । श्रमणोपासक 
को भी नियम लेकर उनका पालन करता पड़ता है श्रौर 
खान पान की ऐसी शुद्धि रखनो पड़ती है, जिससे घर पर 
झाये हुए साधुओं को खाली न जाना पड़े | यो तो साधु 
प्रश्नावक के घर से भी आहार पानी ले लेते हैं, फिर भी 
श्रावक को तो भोजन का विचार रखना ही चाहिए । श्रावक 
को मद्य, मांस श्रादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नही करना 
चाहिए । आज साधु भी श्रावको को खुशामद सें पड़ गये 
हैं । इस कारण श्रावको ने भी अपने नियमों का पालन 
करता कम कर दिया है । साधुओो में भी मान-प्रतिष्ठा की 
भूख जाग उठी है। मगर शास्त्र कहता है कि साधुओ को 
वम्दना-नमस्कार की भी चाह नही होनी चाहिए । 


श्रमणोपासक साधु में ग्रुण देखेगा तो वन्दना करेगा 
ही । सच्चा श्रमणोपासक केवल थेष की उपासना नहीं 
कर्ता, किन्तु साधुत्त की उपासना करता है। शक्ावश्यक 
नियुक्ति में कहा है-- 
कि पुच्छ॒सि साहूणं, तव॑ च नियम॑ च बंभचेरं च । 
किसी साधु ने एक श्लावक से पुछा-तुम साधुझ्ो की 
क्या वात देखते हो ” क्या साधुओं का घेष बराबर नही है ? 


तब दूसरे साधु ने कहा-यह वेष नही देखता है, साधुभो 
के गुण देखता है । जब गुण देख लेगा, तव वन्दना करेगा | 


( रे१ ) 


इतना कह कर उसने श्रावक से कहा-क्यों यही बात 
है न ? श्रावक बोला--जी हाँ । 


साधु बोले-ठीक है । गुण 'देखकर वब्दना 'करने'से 
कभ्नी किसी भसाधु के पजे में नहीं फसोगे । 


इस तरह श्रावक, साधु के 'वेष का नही 'किन्तु सांघुता 
के गुण का उपासक होता है और इसी कारण वह श्रमणो- 
पासक कहलाता है । 


अ्रमणोपसक हाथ-पर दबाकर श्रमण की सेवा नहीं 
क़स्ता, |कि्तु अतिथि सविभाग हारा सेवा करता है । वह 
इस बात का ध्यान रक्‍्खेगा कि मैं जिनका उपासक हहूं जो 
मेरे।लिए श्राघ्ा रभृत हैं वे मेरे घर से खाली न जावें। 


किसी गाव मे सब लोग रात ही रात में खाने वाले 
हो तो क्या वहाँ साधु का निर्वाह हो सकता है ? 


नही ! 


'सब रात म खाते हो तो तपस्वियो को उपयोगी 
ग्राहार नही मिल सकता '। 


मभिथ्यात्व त्याग 


श्रमणोपासक बनने के लिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व का 
परित्याग 'करना श्रौर सम्यक्त्व को 'घारण करता 'शावश्यक 
है । मिथ्यात्व को त्यागने मे ओर सम्यवत्व को घारणश करने 
में, निश्चय इष्टि से कोई अन्तर नहीं है । जैसे सूर्योदय का 
होना और श्रश्बकार का मिटना एक ही बात है, क्योकि 


६ जेरे. ) 


सूर्योदय होने पर अधघकार मिट ही जाता है । इसी प्रकार 
मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण (त्याग) करने पर सम्यक्त्व श्रा ही 
जाता है । फिर भी व्यवहार दृष्टि से दोनो श्रवग-प्रलय 
हैं । मिथ्यात्व का त्याग कारण कहा जा सकता है प्ौर 
सम्यक्त्व उसका कार्य कहा जा सकता है श्र्थात्‌ मिथ्यात्व 
' का त्याग करने से सम्यकत्व की प्राप्ति होतो है । 


कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व क्या चीज है ? 
इसका उत्तर यह है कि न जानने का नाम मिथ्यात्व नहीं 
है, चरत्‌ उलटा जानने और मानने का नाम मिथ्यात्व है । 
कहा भी है-- 


जीवे श्रजीवसन्ना, श्रजीपै जीवसन्ना 


| जीव को अ्रजीव समभना मसिथ्यात्व हैं और अजीव 
, की जीव समभना मिध्यात्व है । 


जो वस्तु चैतप्य गुण से युक्त है, उसे श्रजीव मानना 
मिथ्यात्व है । लोक मे हिलने-चलने वाले प्राणियो को ही 
जीव माना जाता है, लेकिन शास्त्रकार पृथ्वी, जल श्रादि 
स्थावर योनि में भी जीव मानते हैं । 


जिस पृथ्वी में शस्त्र परिणत हो गया है, अर्थात्‌ स्पर्श 
मे श्राती रहने से श्रथवा अन्य किसी कारण से जिसकी घात 
हो गई है, उस पृथ्वी को छोड़ कर शेष पृथ्वी सचित्त है। 


हु श्राप कहेगे कि शस्त्र लगने से अ्रचित्त हुई पृथ्वी शोर 
सचित्त पृथ्वी की पहचान क्या है” इसका उत्तर यह है 
कि ताजा खुदी हुईं पृथ्वी का वर्ण, एस, गध श्रादि भिन्‍्च प्रकार 


( रेड ) 


होता है भौर समागरम में श्राकर भ्रचित्त हुई प्रृथ्वी का वर्ण, 
रस, गंध श्रादि भिन्न प्रकार का होता है । श्रभिप्राय यह है 
कि पृथ्वी मैं. भी अपने जैसा ज़ीव मोजूद है । 


प्रश्त हो सकता है-हम तो बोलते हैं, पृथ्वी के जीव 
क्यो नहीं बोलते ? उत्तर में कहा जायगा--क्या बोलने से 
ही जीव रहता है ? न बोलने से जीव नही रहता ? 
क्लोरोफाम सुघा देने से या किन्हीं दूसरे कारणों से मनुष्यों 
का बोलना, देखना बन्द हो जाता है, तो क्या छस समय 
मनुष्यों में जीव नही होता है, ” यदि होता है तो फिर न 
बोलने के कारण प्रृथ्वीकाय में जीव का निषेध कंसे किया 
जा सकता है? 


पृथ्वीकाय में जीव होने का एक प्रमाण श्रौर लीजिए । 
जब भ्रापका जन्म हुआ था, तब श्रापका शरीर छोटा था 
झौर घुटने की गांठ भी छोटी थी। जब श्रापका शरीर बड़ा, 
हुआ तो घुटने की गांठ भी बड़ी हुई । श्रव श्राप विचार 
करें कि यह घुटने की गांठ चेतन्य शक्ति से बड़ी हुईं या 
जड़ शक्ति से ? 

'चसन्यशक्ति से! 


यद्यपि गांठ की हड्डी बोलती-चालती नही है भ्रौर 
हाथ लगाने पर कड़ी ही मालूम होतीं है, फिर भी उसे 
चैतन्य मानना होगा या नहीं ? मानना होगा! 

क्योकि हड्डी छोटी से बड़ी हुई है उसमें चेत्य - 
शक्ति न होती तो वह बढती कंसे ? 


बयुल का पेड़ काला श्रौष कठोर होता है परच्तु 


( है४ ) 


उप्तका फूल पीला और कोमल होता है । यों किसी से कहा 
जाय की बबूल में पीला रंग भी है तो शायद ही कोई माने । 
लेकिन थदि बबूल में पीला रंग नहीं था तो उसके फल्ल में 
_ पीलापन कहां से श्राया ? इसी प्रकार कठोर पेड़ में कोमलता 
नहीं थी तो फूल में कोमलता कहाँ से आ गई ? तो 
फिर मानना होगा कि बबूल में पीलापन भौर कोमलता भी 
है, जिसे हम किसी प्रयोग विशेष से ही देख सकते हैं, वैसे 
नहीं देख सकते । शानी कहते हैं कि जिस प्रकार वह फूल 
चैतन्य शक्ति से खिला हुआा है, उसी प्रकार यह शरीब और 
इसकी हडिडियां भी चेतन्यशक्ति से बनी हुई हैं । 


खदानों से पत्थर निकलता रहा है घोर भाज भी' 
निकल रहा है, फिर भी खदानें मर जाती हैं या नहीं ? 
) भगर पृथ्वी में चैतन्य शक्ति न हो तो खदानों भें पत्थर कैसे 
» बढ़े ? यही सब समझ कर शास्त्रकारों ने कहा है कि पृथ्वी 
में भी जीव है। उन्होने पुथ्वी में जीव बताने के साथ ही 
उसके लक्षण भी बतलाये हैं । यह वात दूसरी है कि उसकी 
कही हुई, इस सम्बन्ध की बात श्रापकी हमारी समझ में न 
भाये, परन्तु श्रागम को तो प्रमाण मानना ही चाहिए । 


पृथ्वी की तरह पानी में भी जीव है | कहा जा सकता 

है कि पानी की ही तरह तेल भी द्रव्य पदार्थ है । शास्त्र- 

ने तेल भें जीव क्यो नहीं वतलाया ? सिर्फ पानी मे 

“ही जीव पयों बतलाये हैं? इसका समाधान यह है कि तेल 

में जीव नही है, इस कारण नहीं वतलाये हैं भौर पानी में 

जीव है, इससे वतलाये हैं । पानी में जीवों का अ्रस्तिष्व है, 
इस सत्य की साधारण परीक्षा इस प्रकार है।-- 


१६ ) 


जाड़े के दिनों में खूब ठंड पड़ रही हो, : भाष 
किसी गहरे तहुखाने में सोकर उठेंगे श्रौर देखेंगे कि प्रापके 
मुह से भाप निकल रही है श्रौर श्रापका शरीर गर्म है । 
परन्तु गर्मी के दिनो मे श्राप किसी तहखाने में सोएंगे-तो 
ठडक मालूम होगी और झ्रापका शरीर भी ठंडा रहेगा । 
यह क्रम तब तक रहेगा, जब तक श्रात्मा है । «६ * 


इसी प्रकार जाड़े के दिनों में गहरे कु भ्रों का पानी 
गर्म निकलता है और नदी तथा तालाब के जल से भी भाफ 
निकलती हुई दिखाई देती है । लेकिन गर्मी के दिनों में 
जितना श्रधिक गहरा कुआ होगा, उतना ही अधिक ठडा 
पानी, निकलेगा । 


जल में जीव न होता तो ऐसा क्‍यों होता ? जैसे 
शरीर में आत्मा होने पर ही सब बातें होती हैं, वैसे ही 
जल में जीव होनें पर ही ये सब बातें हो सकती हैं । 


इस प्रकार स्थावणर योनि में भी[जीव है । ऐसा होते 
हुए भी उम्हे अ्रजीव॑ मानना, श्रजीव को जीव मानना या 
विश्व के समस्त पदार्थों को जीव ही जीव मानना श्रथवा 
श्रुजीव ही श्रजीव मानना मिथ्यात्व है । 


,.. सम्यर्दष्टि तत्वों की यथाथे श्रद्धा करता है ॥ कहा 
भी. है-- 


तत्त्वाथेश्रध्दानं सम्यग्दर्शनम्‌ । 


--पत्त्वार्थसृत्र 


( ३७ ) 


तत्त्व नौ हैं, पर उन सबके मूलभूत तत्त्व दो ही हैं। 
उनका वास्तविक स्वरूप समझ कर उन पर प्रगाढ श्रद्धा 
रखना सम्यवत्व कहलाता है । तत्त्वो पर श्रद्धा करना 
उध्वंगामी होने का मार्ग ! मिथ्यात्व इससे विपरीत चीचे 
गिराने वाला है । 


श्रात्मां ऊर्ष्वंगमन के मार्ग को भूला रहते से ही ससाय 
में भटकता है, यात्री स्वभाव से शुद्ध चेतन्यमय होकर भी 
ससार में जन्म-मरण करता है । 


आपको यह तो विदित ही है कि हम चेतन हैं, परल्तु 
बधघनो में जकडे हैं श्रोर हमारे ज्ञान पर श्रावरण है । इस 
झावरण के कारण ही हम दीवार की उस पार की वस्तु 
नहीं देख सकते, लेकित आजकल के वैज्ञानिक साधनों से 
ऐसे भी यंत्र बने है, जिनकी सहायता से तिजोरी के भीतर 
की वस्तु भी देखी जा सकती है । जब प्रात्मा पर श्रावरण 
होने पर भी यन्त्रों की सहायता से तिजोरी के भीतर की 
वस्तु देखी जा सकती है, तो आवरण हटने पर हम किसी 
प्रकार की वस्तुए न देख सकेंगे ? उस दशा में मूर्त भ्ौर 
पमूरत सभी प्रकार के पदार्थ देखे जा सकेंगे । मतलव यह है 
कि जीव है भौर भजीव भी है । श्रजीव से भिन्न कोई दूसरा 
तत्व न होता तो आत्मा पर प्रावरण था ही नहीं सकता 
था । कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के मेल के बिना अपने 
झ्ाप विक्वृति का पात्र नहीं बनती । विकार भ्ाता है पर के 
संयोग से ही । इस प्रकाय विचार करने से जीव शौर श्रजीव 
इन दो तत्त्वों का भ्रस्तित्व प्रतीत होता है । 


जीव, श्रजीव के संसर्ग के कारण बन्चन में पड़ा है, 


,( है४ ) 


इस कारण बध तत्व भी है। जब बन्ध है तो बह्घ का 
कारण भी होना चाहिए । बन्ध का णो कारण है, उसे जैन 
शास्त्र श्रास्रव कहते हैं। बन्धन है तो वह भी फभी रुकता भी 
है भ्रौर उससे छुटकारा भी है । छुटकारा दो प्रकार का है- 
एक झांशिक छुटकारा भ्रौर दुसरा परिपूर्ण छुटकारा । इन 
तीनों बातों को क्रमशः सवरु, निर्जरा और मोक्ष कहा गया 
है । संसार में सुख शौर दुःख का अ्रनुभव होता है, यह सिद्ध 
करने की श्रावश्यकता नहीं । सुख-दुःख का अस्तित्व भरनुभव 
सिद्ध है । जव सुख-दुःख हैं, तो उनके कारण भी होने ही 
चाहिए । उन्तके जो कारण हैं, वही क्रम से पुण्य-पाप कह- 
लाते हैं । ; 


कहा जा सकता है कि वाह्म पदार्थों के निमित्त से 
ही सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है, परन्तु यह ठीक नही है। 
वाह्य पदार्थ वाह्य कारण हैं और सिर्फ बाह्य कारणों से सुख 
दुःख उत्पन्न नही हो सकते । जिस बाह्य पदार्थ से एक को 
सुख प्राप्त होता है, तो दूसरे को दु'ख का भ्रनुभव होता है। 
झतएव घाह्य कारणों के भ्रतिरिक्त अंत रंग कारणों को मानना 
भी आवश्यक है । भ्रन्तरग कारण पुण्य-पाप ही हो सकते हैं । 


इस प्रकार तत्त्वों पर श्रद्धा रखना सम्यक्त्व है और 
श्रद्धा न रखना मिथ्यात्व है । 


वैदान्त मत में मिथ्यात्व का स्वरूप और तरह का 
है । उसके अनुसार जो पदार्थ नही है, उसे पदार्थ मान लेना 
मिथ्यात्व है । जैसे--मृगमरीचिका में जल न होने पर भी 
जल मान लेना । इसी प्रकार श्रम्यध्र भी पदार्थ न होने पर 
भी पदार्थ का अस्तित्व मान लेना मिथ्यात्व कहलाता है । 


( रे ) 


यहां यह स्मरण रखना है कि वेदान्त में एक मात्र 
ब्रह्म पदार्थ की ही सत्ता स्वीकार की गई है । ब्रह्म के भ्रति- 
रिक्त जगत में प्रतिभाषित होने वाले सभी पदार्थ असत्‌ हैं 


मगर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मृगमरीचिका 
मे जल नही है, पर श्रन्यन्न कहीं जल है या नही ? श्रन्यत्र 
कही जल है, तभी तो मृगमरीचिका मे जल का भ्रम होता 
है । कही भी जल न होता तो मरीचिका सै जल का भ्रम 
कंसे होता ? 


वास्तव में संसार में जल नामक पदार्थ है । इसी से 
रेत मे जल का भ्रम होता है। नदी, तालाब आदि जला- 
धयों में वास्तविक जल न होता श्र कभी उस जल का 
ज्ञान न हुआा तो रेत में जल का भारोप किस प्रकार किया 
जा श्कता था ? भ्रम में वही वस्तु प्रतीत हो सकती है, 
जो पहले जानी हुई हो, देखी हुई हो या भ्नुमव में आई 
हो । जिसमें कभो चांदी न देखी होगी, वह सीप को देख- 
कर भ्रम से उसे चांदी नहीं समझ सकेता । इससे यह 
साबित होता है कि वेदान्त मत के अ्रवुसार जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों को भ्रसत्‌ या भ्रमजनित मानना उपयुक्त नहीं है । 
यहां इस विषय से विस्तार में जाने का श्रवकाश नहीं है। 
प्रतएव मूल वात पर फिर आ जाए । 


, श्राशय यह हैं कि श्रमणोपासक बनने के लिए मिथ्या- 

त्व को त्याग कर समकित को स्वीकार करना चाहिए शौर 
उस पर उसी प्रकार रृढ रहना चाहिए, ज़िस प्रकार भीष्म 
अपनी प्रतिशञा पर रढ रहे थे । 


(४० 9 


कामदेव श्रावक को देव ने समकित से विचलित करने 
के लिए श्रनेक कष्ट दिये, फिर भी वह विचलित न हुप्मा 
ओऔद् समकित पर दृढ ही बना रहा । 


हि देव ने कामदेव के शरीश के ट्ुकड़े-टुकड़े कर दिये 
थे । फिर वह जीवित कैसे हो गया ? इसका छत्तर यह है 
कि आधुनिक डाक्टर भी कलेजे के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें 
जोड़ देते हैं, फिर हम तो देवता के द्वारा टुकड़े-टुकड़े किया 
जाना कहते हैं । जब डाक्टर जोड़ सकता है तो क्या 'देव 
नही जोड सकता? हां कोई देवो का श्रस्तित्व ही न मानता 
हो तो बात दूसरी है। ऐसे लोगो के लिए यह कथा नही है। 


देव ने कामदेव के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तब भी 
कामदेव अपनी श्रद्धा पर अटल 'रहा । वह कहता रहा, यह 
कष्ट नही है, किन्तु भगवान्‌ के तत्त्व को, मेरे भ्रन्तःकरण 
में पूरी श्रद्धा है या नहीं, इस तथ्य की परीक्षा है ॥ 


जीव भौर भ्रजीव भ्रलग-श्रलग है । भात्मा श्रमर है, 
यह जात कर मरने का भी भय त्याग देने पर ही पता 
लता है कि आत्मा सम्बन्धी श्रद्धा ढ़ है या नही? कामदेव 
को देव ने पहले ही कहा था कि है कामदेव, तू भहावीर 
का धर्म त्याग दे; शभ्रन्यथा मैं इस खड़ग से तेरे टुकड़े 
करता हूं । देव द्वारा दिखाये हुए इस भय से यदि कामदेव 
भीत हो जाता तो वह श्रद्धा से गिर जाता । परन्तु वह 
जानता था कि श्रात्मा के खण्ड नहीं हो सकते । 


नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्रारिप, नें बहति पावकः । 
न चेन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति :मारुतः 4१ 


|] 


( «४ १ ) 


परात्मा तो वह है जिसे तलवार काट नहीं सकती, 
प्राग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता ओर हवा 
सोख नही सकती । 


कामदेव रहता है-श्रात्मा तलवार से कट नहीं 
सकती झौर-तू काटने को कहता है । देखता हू कौन हारता 
है । मेरा स्वरूप शुद्ध चिदानन्द है और यह देह नाशवानच्‌ 
है । मुझे किस बात का भय : 


इस प्रकार की रढता सम्यस्इष्टि में ही हो सकती 
हैं । मेरे कथन का यह अर्थ नही है कि आप जबरदस्ती 
सिह के सामने जाए अथवा साप से कटवाए । मेरा श्राशय 
यह है कि कप आत्मज्याति को भूल कर पद पद पर भयभीत 
हो रहे हैं इस कारण भ्रात्मज्योति को देखो । आत्मा अमर 
हि, हैं” यह जानकर भी मरते का भय वना रहा तो कहना होगा 
"कवि श्रभा श्राप शब्दज्ञान-उपदेश पर भी शअ्रमल नही कर 
सकते और केवल भण ही भय मारे मर ते हैँ। 


लोग भय के कारण अधिक मरते हैं | भय से मुक्त 

हाने का उपाय आझात्तज्ञान शान करके निर्भय बनना है । 
झापको व्यवहार के काम करते कोई नहीं रोकता, परन्तु 
निश्चय में ता यही समझो कि श्रात्मा अविनाशी है । लोग 
भूत के नाम पर हो मरते हैं, किन्तु वास्तव में भूत नही, भय 
ही मारता है । अश्तव्याकर्य सूत्र में भी कहा है कि जो 

& “भयभीत होता हैं, वही भूत से छला जाता है । यो भूत- 
पिशाच योनि भी है, लेकिन मनुष्य के सामने भूत-पिशगाच 
कया कार सकते हैं ” परच्तु मचुष्य में आत्मश्रद्धा नही होती 

हैं तो कई लोग मरे हुए भूत के भय से मरते हैं शोर कई 


( ४२ ) 


जीवित डाकिन के डर से मरते हैं । श्रात्मश्रद्धावानु को कही 
कोई नहीं डरा सकता । 


कामदेव पिशाच से नहीं डरा, उसने पिशाच को भी 
देव बना दिया । वह देव दूसरे को कष्ट देने आया था; 
कारण वह पिशाब बना हुआ था परन्तु कामदेव ने अ्रपने 
श्रद्धावल से उस पिशाच को भी देव बना दिया । देव बन 
कर उसने हाथ जोड़ कर कामदेव से कहा-श्राप धन्य हैं 
झौर झापके माता-पिता घन्य हैं । 


भ्रभिष्राय यह है कि भिथ्यात्व को हुए करके सम्यक्त्व 
को घारण करना झौर सम्यक्त्व को प्रात्मा में इस प्रकार 
रमाना कि कदाचित्‌ कोई देव भी कहे कि---तू जड़ है भर 
मैं तुके काठता हूँ" तब भी भयभीत न हो, किन्तु हसता ही, 
रहे । यही नही, जैसे कामदेव ने पिशाच को देव बनाया#-. 
उसी प्रकार उसे सुधार दे । 


मिथ्यात्व को त्यायने वाला और प्रम्यक्त्व को ग्रहण 
करने वाला सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं श्रष्य 
तीथिकों द्वारा माने जाने वाले मिथ्यात्व देव, मिथ्या धर्म 
झौर मिथ्याग्ुरु को देव, घर्म भ्लौर गुरु नहीं मानू गा शर न 
उन्हें नमस्कार करूगा । 


तीर्थ की व्याख्या 


सम्यर्दष्टि श्रन्यतीर्थी देव श्लौर गुरु को मानना-यूजना 
त्याग देता है । यह पहले कहा जा चुका है | इस बात को 
ठीक तरह समझने के लिए तीथ्थे, स्वतीर्थ श्रौर भ्रन्यतीर्थ को 
समभ लेने की आवश्यकता है । शब्दशास्त्र में 'तीर्थ/ शब 
58 व्युत्पत्ति इस चरह की गई है - 


सीयेते' श्रमेन-इति तीथे: 


जिसके सहारे तिरा जाय, वह तीर्थ कहलाता है। 

तीर्थ दो प्रकार का है (१) द्रव्यतीर्थ शौर (२) भावतीय। 

जिसके द्वारा समुद्र, सदी श्रादि की कठिनाई को सरलतापूवंक 

पार किया जा सके, उसे द्रव्यत्तीथं कहते हैं। जैसे, 

नदी पर पुल बनाया गया तो कीड़ी भी उसे पार कर सकती 

है, श्रतएवं पुल तीर्थ है । उसके द्वारा पार होवे वाले को 
“यो तीर्थ कहा जाता है | यह द्रव्यतीर्थ की बात हुई । 


इसी प्रकार संसार एक गहन समुद्र के समान है। 
इस संधार-समुद्र मे जीव ड्ब रहे हैं । जिस साधना से जीव 


( ४४ ) 


संतार-प्तमुद्र से पार होते हैं, उस साधना को श्लौर उस साधन 
के हारा पार होने वाले को भावतीर्थ कहते हैं । 


श्रव यह सोचता है कि तीर्थ के स्वतोर्थ और परतीथे 
भेद क्यों किये जाते हैं ? सस्ार के सभी दर्शनों को मानने. 
वालों का यह दावा है कि हमारा दर्शन ससार में तिराने 
वाला है | लेकिन जिनका दर्शन यथार्थ है, वे स्वतीर्थी हैं 
प्रौर जिनका दर्शन श्रयथार्थ है, वे परतीर्थी या श्रन्यतीर्थी है । 


स्वतीर्थ श्रीर परतीर्थ को निश्चय झौर व्यवहार से 
जाना जा सकेता है | परन्तु निश्चय से जानने का साधन 
हमारे-भापके पास नहीं है । हम तो सिर्फ व्यवहार से ही 
जान सकते है कि श्रमुक चिह्न या लक्षण वाला स्वतीर्थ है 
धौर अमुक चिह्न या लक्षण वाला परतीथ है । 


फोज के श्रादमी श्राप ही लोगों में से होते हैं, इसलिए 
जब तक कोई चिह्न न हो, नहीं कहा जा सकता कि 
यह श्रादमी फौज का है या नही । साथ ही फौज में भर्ती 
हो जाने माथ से ही कोई आदमी बीर नहीं हो जाता, बल्कि 
कोई--कफोई तो भर्ती न होने वाले, भर्ती होने वालो से भी 
अधिक वीर होते हैं । लेकिन व्यवहार में फौजी वर्दी पहनने 
वाला वीर मना जाता है | निश्चय में वह वीर है या नही 
यह नहीं कहा जा धकता । इसीलिए कहा है-- 


लोए लिंगप्पयोजर । व 


निश्चय में ज्ञान, दशंन, चारित्र का लिग देखा जाता 
है भौर व्यवहार में वेष देखा जाता है । 


( ४४ ) 


यही स्वतीय् श्र श्रष्य तीर्थ में श्र्तर है । जिप्तमें 
शास्त्रोक्त लिंग पाया जाय, वह स्वतीर्थ है श्रौर जिसमे न 
पाया जाय, वह परतीर्थ है । 

अ्रब यह देखना है कि श्रष्यतीर्थी देव किसे कहते है ? 
जैन सिद्धान्त मे नाम के लिए कोई आग्रह नहों है ।. ऐसा 
नहीं कहा जा सकता कि अम्रुक नाम वाला देव स्वतीर्थी है 
धोर श्रमुक नाम वाला परतीर्थी हैं । जैन सहृस्तननाम मे 
ससार के देवो के बहुत से नाम आये हैँ । इसी प्रकार 
विष्णुसहत्न॒ नाम में भी वहुत-से नाम श्राये हैं । 
भक्तामरस्तोन्न के ये श्लोक तो प्रसिद्ध ही हैं:-- 


त्वासव्यय॑ विभुमच्त्त्यससंख्यमायम्‌, 
ब्रह्मारासोश्वरमनन्तमनड' गकेतुमू_। 
योगीश्वरं दिदितयोगसनेकमेकम्‌, 
ज्ञानस्वरूपसमलं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥॥ 
बुद्धस्त्वमेद. विवुधाचितबुद्धिबोधात्‌, 
त्वं शडा करोडइसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । 
धाताइसि धीर [ शिवमार्गवि्षेविधानात्‌ 
व्यक्त त्वप्तेव भगवन्‌ ! पुरुषोक्तमोडसि ।। 


यहां बतलाया गया है कि सन्त पुरुष परमात्मा को 
अनेक नामों से पुकारते हैं ! प्रव्यय, दिभु, श्चिन्य, ब्रह्मा, 
ईशएवर, योगीएदर, चुद्ध णषकर, घाता-विघाता, पुरुषोत्तम भ्रादि 
किसी भी नाथ से कहो, उसमें किसी प्रकार का विवाद न्ट्ठी 


5 


है । हमे तो यह कहना है कि हन भअदेवा को नह सानते । 


( ४६ ) 


प्रदेव वै हैं जिनमें श्रठारह दोष पाये जाते हैं । जिपमें 
श्रठारह दोष हैं, उसका नाथ भले ही श्रह॑न्‍्त मी क्‍यों न रख 
दिया जाय, हम उसे देव नहीं मानते । इस प्रकार जो देव 
के रूप माने जाते हों, किस्तु जिनमें अठारह दोष हों, वे 
भन्यतीर्थी देव कहलाते हैं। यह निश्चय की बात है-- 
झसलियत है । व्यवहार में तो फिए नाम का भी भेद हो 
गया है कि अचुक नाम वाले स्वतीर्थी देव हैं भौर प्रमुक 
नाम वाले पषतीर्थी देव हैं । 


मैंने एक भजन देखा था उसकी प्रथम पंक्ति इस 
प्रकार थी-- 
महादेव कहे सुन पारवती, विजया मत देय गंवारन को । 


इस पंक्ति का भ्र्थ दो तरह से है। साधारण लोग 
इसे भंग के लिए समभते हैं और कहते हैं कि महादेव को 
भंग प्यारी है, इसलिए यह कड़ी भग के लिए ही हैं । लोगों 
ने एक तुक और जोड़ रक्‍्खी है -- 


गजानन को मोदक चाहिए, महादेव को भंग । 


भंग पीने वालों ने भग का नाम विजया रक्‍खा है । 
झ्तएव वे इस कड़ी का श्रर्थ करते हैं-है पार्वती ! तू गवारों 
को विजया मत दे, क्योकि विजया मेरी शक्ति है ! 


महादेव भंग पीते है या नहीं, इस पर विवाद है । 
महादेव को हम भी मानते हैं ! हमारे यहां कहा है-- 


त्वं शंकरोइसि भुवनतन्रयशंकरत्वात्‌ । 


( ४७ ) 


वास्तव में 'सत्य-स्वरूप' का नाम ही शिव (महादेव ) 
है । ऐसे शिव की स्त्री “चित्तवृत्ति' है और विजया श्रात्मश्ञान 
हैं। यह सत्य-स्वरूप शिव श्रपनी स्त्री से कहते हैं कि 
विजया श्रर्थात्‌ श्रात्मक्षान गवारों को मत दे, प्रध्यथा 
दुरुपयोग होगा । 


उक्त कड़ी का श्रर्थ तो यह है । परसच्तु लोग कहते हैं 
कि महादेवजी को भग प्रिय थी, इस कारण यह भग के 
सम्ब्ध में ही कहा है । तव हमें कहना होता है कि हम 
ऐसे शंकर को ही नही मानते । 


इसी तरह क्ृष्ण के नाम पर भी लोगो ने अनेक 
ऊलजलूल कल्पनाए कर रकक्‍्खी हैं श्रौर रासलीला तथा 
वग्यभिचार का प्रचार किया है । 


मतलब यह है कि श्रठारह दोषो से युक्त देवों को 
मानने वाले भ्रन्यतीर्थी हैं श्रौर भ्रष्यतीर्थी द्वारा माने हुए देव 
प्रन्यतीथिक देव है । स्म्यग्रष्ठि ऐसे दोषयुक्त देव को नहीं 
भानता और ऐसे देव का त्यागना मिथ्यात्व का त्यागना है। 


कई लोग कहते हैं कि जीव ईश्वर नही बच सकता । 
यदि जीव ईश्वर बनने लगे तो अनेक ईश्वर हो जावें श्रौर 
फिर उनमे आपस में लडाई होने लगे । इस प्रकाण की वातें 
व्यर्थ हैं क्योकि कर्म के श्रावरण से मुक्त होना ही ईश्वर 
बनना है | कर्म-आवरण से मुक्त होने के पश्चात्‌ शभ्रात्मा 
जम्म नही लेता धौर जो जन्म लेता है, कहना चाहिए कि 
वह मुक्त नही हुआ है । 

कई खोग कहते हैं कि जीव को मोक्ष नहीं होवा । 


( ४डैं८ ) 


यदि जीव को मोक्ष होने लगे तो थोड़े ही काल थे. संसार 
सूना हो जाय । इस प्रकार की शंका भी फिजूल है । मोक्ष 
होने पर भी ससाए सूना नहीं हो सकता । जीवों का श्रष्त 
श्राना तो दूर की बात हैं, पहले क्षेत्र का विचार कर देखिये-। 
क्षत्र अनन्त राजू है । यदि श्राप एक-एक करके रुपयो की 
कडी जमाते जाए तो आकाश तो झकेगा, पर श्राकाश के 
रुकते-रुकते क्या कभी उसका अन्त श्रा जाएगा ? 


्तही || ग 
क्योंकि आगे पोल है । इसी प्रकार यदि नीचे के 
श्राकाश का श्रम्त लेना चाहे तो भी श्रम्त नहीं झ्ाएगा । 


कहा जांदा है एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि 
दुनिया का केश्द्र कहा है ? बीरबल ने उत्तर दिया--मैं नाप 
कर बतला सकूगा । 


दुसरे दिन वीर्बल ने जगल में जाकर एक जगह 
खूटा गाड़ दिया ओर बादशाह से कहा--मैंने दुनिया के केन्द्र 
का पता लगा लिया है । उसने वह खू टा बतला कर कहा- 
यही दुनिया का केन्द्र है, श्राप चाहें तो नाप कर देख लें | 


श्राप कही भी खडे हों, क्या दिशा की दूरी मे कुछ 
फर्क पंड़गा ? अर्थात्‌ आक्राश का अन्त आएगा ?श्रप हजार 
कोस उत्तर की भ्रोर वढ जाएगे तव भी क्या दक्षिण दिशा 
की दूरी वढ़ जाएगी ओर उत्तर दिशा समीप हो जाएगी ? 
आप कही भी खडे होकर, किसी भी दिशा के लिए कल्पना 
करेंगे तो मालूम हांगा कि कोई भी दिशा कम या” ज्यादा 
दुर नही है । लोक को स्तीखा कर भी ली जाय तो भी 


( ४६ ) 


अलोक -का मध्य कल्पित नही किया जा सकता, क्योकि योल 
वस्तु का मध्य नहीं हो सकता । हाथी दाँत की चड़ी को 
जहा से नापो, वही से उसका मध्य मालम होगा ।-ज्ञानियों 
वे लोक-अलोक को भी इसी प्रकार का देखा है । उसका 
कही आदि नहीं, कही मध्य नही । फिर श्रादि-मध्य बतलावें 
तो कैसे बतलावें ? 


काल के विपय में भी यही बात हैं । जिस प्रकार 
क्षेत्र का अनन्त नही है, उसी प्रकार काल का भी श्रन्त नहीं 
है । कोई नहीं कह सकता कि भूतकाल ज्यादा है या भवि- 
ष्यकाल ज्यादा है, क्योकि दोनों ही अ्रमन्त हैं। अनन्त के 
चक्कर का कही पार नही है । 


इस प्रकार क्षेत्र श्रनन्‍्त है श्र काल भी श्रनस्त- है, 
किस्तु क्षत्र श्र काल से भी जोव श्रनभ्तग्रुणा श्रधिक है । 
जब क्षेत्र श्रोर काल ही समाप्त नही होता तो जीव किस 
प्रकार समाप्त हो जाएंगे ? 


कल्पना कीजिए, एक बोरा खसखस के दानो का भरा 
है श्रौर एक बोरा नारियलो का भरा है। यदि एक नारियल 
के साथ एक एक खसखस का दाना निकाला जाय तो नारियल 
समाप्त हो सकते हैं, पर खसखस के दाने चहुत थोड़े बाहर 
आएगे । काल नारियल के समान है और जीव खसखस के 
दानो के समान हैं । पश्च्तु जब काल रूपी नारियलो , को 
: ही समाप्ति नही है तो जीव रूपी खसखस के दानो की 
समाप्ति कंसे होगी ? 


कहने का भ्राशय यह हैँ कि सम्यस्डष्टि इस प्रकार 


( ५० ) 
की भ्रमपूर्ण बातो में नही भ्राता | वह निर्दोष देव श्रौर 


उनकी वाणी पर भ्रटल विश्वास रखता है । वह निर्दोष देव 
को ही वल्दत-नमस्काए करता है । 


कहा जा सकता है कि वन्दन-नमस्काथ तो सबको 
करना चाहिए, फिर सदोष श्रन्यतीर्थी देवों को नमस्कार 
करने के त्याय' की क्‍या श्रावश्यकता है ? इसका उत्तर यह 
है. कि श्रध्यतीर्थी देव को नमस्कार न करता पाप से श्रसह- 
योग करना है । 


लोग वन्दना करने को तुच्छ-सी क्रिया समभते हैं 
झोौर हुए किसी के आगे सिर भूका देते हैं । श्रपने सिर की 
कदर नही करते । लेकिन वन्दता का श्रर्थं समझने पर उसका 
महत्त्व मालूम होगा । किसी को बडा मानकर उसके सामने 
ग्रपती लघृता दिखलाते हुए, हाथ जोड़ कर सिर भुकाना, 
नमस्कार कहलाता है । नमस्कार दो प्रकार का है-लौकिक 
प्लोर लोकोत्तर । श्र्थात्‌ एक नमस्कार व्यवहार के दिए 
किया जाता है श्रौर दूसश घर्म के लिए। 


लोक व्यवहार में भी नमस्कार फी कुछ निश्चित 
मर्यादाएं हैं प्लोर शिष्ट जब उनका पालन करते हैं । जो बड़ा 
होता है उसी को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करते 
के पश्चात्‌ भेदभाव या छल-कपट का वर्त्ताव नही किया 
जाता, किन्तु समर्पण का भाव दिखलाया जाता है । इसी#४ 
लिए शास्त्र से नमस्कार-पुण्य कहा गया हैं ॥ 


बहुत से लोग छल रख कर नमस्कार करते हैं। यानी 
वे बाहर से तो खूब नमज्जता प्रकट करते हैं, लैकिन उनके 


(११ ] 


हृदय में छुब भरा रहता है । ऐसा करना वास्तविक प्रथ में 
नमस्कार करना नही है । 


किसी को बड़ा मानकर प्रपनी लघता प्रकट करने के 
लिए उसे नमस्कार किया जाता है प्रर्थात्‌ नमस्कार करना 
अपनी लघृता बताना है । लघु बनने पर भ्रभिमान नष्ट 
होगा ही श्रौर अभिमान नष्ट होने पर पुण्य होता ही है । 
इस प्रकार का व्यावहारिक नमस्काद लोक-व्यवहार तक ही 
सीमित रहता है ॥ इससे समाज में शाति वनी रहती है भौर 
प्रेममाव प्रकट होता है । 


यह लौकिक नमस्कार की वात हुई । घोशोसर नम- 
स्कार उसी को किया जाता है, जिसमे सम्यसज्ञान, सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यक चारित्र हो | घिनमें ये ग्रुण नहीं हैं, फिर 
भी जो अपने श्रापको साधु कहते हैं, या साधु का वेष घाश्ण 
करके ढोग रचते हैं, उनको नमस्कार करना उनके दंभ का 
सम्मान करना है । किसी के द्वारा नमस्कार किये जाते पर 
ऐसे ढोंगी यह मानेंगे कि हमारा ढोंग, ढोप नहीं है, धर्म 
है । फिर वे अ्रपने घर्म-ढोंग को भी घर्मं के नाम पर चला4 
एगे । भ्रतएव ऐसे लोगों को नमस्कार नहीं किया जाता । 


तात्पय॑ यह है कि वन्दता, नमस्कार स्वतीर्थी देव गुरु 
को ही किया जाता है, अन्यतीर्थी देव-गुरु को नहीं | कहा 
जा सकता है कि हम तो लोकिक नाते से प्रम्यतीर्यी को 
नमस्कार करते हैं, पर ऐसा कहना उचित नहीं है । इससे 
लोगों को भ्रम होता है भोद दंग को प्रतिष्ठा मिलती है। 
इसीलिए प्रश्यतीर्थी को वन्दना नमस्कार करना मना है। 
ढोगो को नमस्कार करना, उसका झादर करना नहीं हैं, उसे 


( ४१ ) 
प्रोर तीचे गिराता है । 


जिसने जैन साध का वेष धारण किया है, किन्तु 
जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं हैं, शास्त्रकार उसे 'पासत्या 
कहते हैं । 'पासत्या' का अर्थ है ब्रतो को पास में . रखने 
वाला, उन्हे व्यवहार में न लाने वाला ! जैसे-कपड पास में 
रकक्‍्खे रहे तो लज्जा की रक्षा न होगी, कपडो को पहनने 
प९ ही लज्जा की रक्षा हो सकती है। उसी प्रकार ब्रतो को 
पास में रख छोडने से ही साधता नही श्लाती, किश्तु उनका 
पालन करने वाला ही साध कहलाता है । पासत्था' चारित्र 
का यथावत्‌ पालन नहीं.करता अ्रतएव उसको वन्दना-नम 
स्‍्कार कशमे से घर्म की कीति नहीं होती । यही नही, उस 
को वल्दन-नमस्कार करना उसकी शिथिलता को प्रोत्साहन 
देना है । त 


कहा जा सकता है कि “पासत्था' को नमस्कार करने 
से निर्जंरा तो होगी न ? शास्त्रकारों का कथन है कि अ्रवि- 
वैकपूर्वंक नमस्कार करने से निर्जरा भी नही होती । 


( 


' प्रपन होता है कि निर्जरा न सही, मस्तक भुकाया है और 
नम्नता प्रदर्शित की है तो कुछ पुण्य होगा या नही ? ज्ञानी 
कहते है कि ऐसे नमस्कार से पुण्य नहीं होगा, किध्तु 
प्रज्ञान-क्रिया का फल होगा । 


!” यदि ऐसे व्यक्ति से भ्रसहकार करोगे तो श्रज्ञान क्रिया , 
के फल से भी- बचे रहोगे और सभव है कि वह पअ्रपना 
आचरण 'सुधाद ले परत्तु नमस्कार पाकर वह अपने-दुराचार 
'को दुराचार नहीं समभेया और उसका सुधार नहीं होगा। 


( १३ ) 


हत सव कारणों से सम्यग्रष्टि ऐसे देव श्रौर गुरु को 
वन्दन-तमस्कार, नहीं करता, जिनमें देव के श्ौर गुरु के 
' वास्तविक गण न हो । निशीथ सूत्र में कहा है कि जो साधु 
पासत्था को वन्दना करता है, उसे चौमासी प्रायश्चित्त श्राता 
है । जो साधु पासत्या को पढाता है, उसके साथ ग्रामानुग्राम 
विचरता है और उसे आहार पानी ला देता है, उसे भी 
चौमासी प्रायश्चित्त प्राता है ! 


भगवान्‌ को पासस्थों से  ष नहीं था, जो उन्होंने ऐसा 
कहा । भगवान के इस विधान का रहस्य यही है कि पासत्या 
के साथ रहने से श्रच्छा साधु भी शिथिल हो सकता हैं | 
' उसके साथ असहयोग तन किया गया तो उसका भी सुधार न 
होगा श्रौर यदि प्रसहयोग किया गया तो उसका भी. सुघ- 
रना संभव है । 


जो प्रकृतिगत वातों से ठपर नही उठ सके हैं, भ्र्थात्‌ 
जिनमें काम क्रोध ग्रादि विकार भरे पडे हैं, उनकी उपासना 
करना श्रौर भी भ्र घकार मे पड़ना हैं । इस विपय में'भग- 
वान्‌ का कथन है कि जो पुरुष महन्त अर्धात्‌ साधु कहलाता 
है और फिर भी स्त्री की उपासना करता है, उसको नम- 
स्कार करने वाला घोर प्न धकार में समाया हुमा है । 


भहत्सेवां द्वारमाहुविमुक्ते । 

स्तमोद्वारं योषितां सद्धिसडः गम | 
महन्तस्ते क्षमाचित्ताः प्रशान्ताः 
विमन्यवः सुहृद: साधवा ये ॥॥ 


(४४) 


जिनका प्रस्त:करण क्षमा श्रादि सदगणों से विभूषित 
है, जो शत्र-मित्र पए समभाव रखते हैं, जिनमें क्रोष नहीं, 
हैं ष नहीं, ईर्ष्या नहीं है, वे महन्त पुरुष कहलाते हैं । उनकी 
उपासना मुक्ति का द्वार है| लेकिन स्त्री के सम्पर्क में. रहने 
वालों की उपासना नरक का द्वार है । 


यही बात जैन शास्त्र कहते हैं । जिसमें श्रठारह दोष 
विद्यमान हैं, उप्त देव कहलाने वाले को और जिनमें सम्यक्‌- 
घारित्र नहीं है, उस गृर को नमस्कार न करने की सम्यग्हष्टि 
प्रतिज्ञा करता है । ) 


कुदेव भ्ौर कुसाघु को वन्दन-नमस्कार करने का ही 
निषेध नहीं किया गया है, किन्तु इस निषेध के साथ और 
भी निषेध बतलाया गया है कि कुसाधु भ्ौर कुदेव जब तक 
स्वयं न बोले, तब तक सम्यर्इष्टि उनसे झ्राप पहले न थोले । 
प्र्थात्‌ वह वारत्तालाप की पहल न करे । न एक बार घोले 
ओर न बार बार बोले । उत्तको प्रन्न, पानी, खाद्य श्रौर 
स्‍्वाद्य एक बार न दिवे श्रोर अनेक बार भी न देवे । 


प्रश्श हो सकता है कि प्रगर शास्त्र का यह विधान 
है तो तेशपथ का यह मच्तव्य ठीक ही ठहरता है कि “अपने 
साधु के सिवाय दूसरे को दान देना पाप है | भगर ऐसा न 
होता तो शास्त्र में कुदेव श्रौर कुसाधु को झ्राहार दान देने 
का निषेध क्‍यों किया गया ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिसमे देव के यथार्थ | 
लक्षण नहीं पाये जाते, उसे देव समझ कर और जिसमें गुरु 
के लक्षण नहीं हैं, उसे गृद समझकर अर्थात्‌ घर्म की बुद्धि 


रो 


(५५ ) 


से दान देना पाप है। प्रनुकम्पा की बुद्धि से उस्हे दान देना पाप 
नही है और अनुकम्पा दान का यहा निषेघ भी नहीं किया 
गया है । 


भगवती सूत्र में तु गिया के श्रावको का वर्सन करते 
हुए उन्हे अभंगुयदारे” कहा गया है । श्रर्थात्‌ दान देने के 
लिए उनके द्वार सदा खले रहते थे । श्रगर आपने साधु के 
सिवाय दूसरो को दान देने का एकान्त निषेध होता तो सदा 
द्वार खुले रखने की क्या श्रावश्यकता थी ? 


शाजा प्रदेशी ने बारह ब्रत श्रगीकार किये थे श्रौर 
भ्न्‍्यतीर्थी देव-गृद को आहार-पानी देने का त्याग मी किया 
था, फिर उसने विशाल दानशाला की स्थापना की थी। 
इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि श्लावक, केवल घर्मं- 
बुद्धि से उन्हें भ्राह्मर दान देने का त्याग करता है, प्रनुकम्पा 
चुद्धि से देने का त्याग नही करता । अनुकम्पा भाव से दान 
देने का निषेध शास्त्र मे कद्दी नहीं है । 


कहा जा सकता है कि भले घमंवुद्धि से ही दान देने 

का निषेध हो, मगर देने का निषेध तो है ही। इसका 

उत्तर यह है कि इस प्रकार का निषेघ तो मनुस्मृति में 
भी है-- 
पाषण्डिनो विकरस्संस्थानू, वेडालब्रतिकाञझछठान्‌ । 
हैतुकान्‌ वकवृत्तीश्च, वाहः मात्रेणापि नाचंयेत्‌ ॥ 


मनुस्मृति, भ्र. ४, श्लो, ३६ 


( १६ ) 


पाखंडी, दमी, निषिद्ध कर्म करने वाले बिल्ली की-सो 
श्राजीविका वाले श्रर्थात्‌ दूसरो का तन-घन श्रपहरण करने 
वाले, शठ, स्वार्थ साधना के लिए विद्या प्राप्त करने वाले, , 
वकवृत्ति अर्थात्‌ कपट का सेवन करने वाले ब्राह्मण की पूजा 
वाणी से भी मत करो । 


इसका श्राशय यही निकलता है कि ऐसे बाह्यण से 
मत बोलो । इसमे पूजा की रीति से दान देने का निषेध 
किया गया है, किन्तु दया करने का निषेध नही किग्रा गया 
है । दया करके दान देने के लिए पात्र-श्रपात्र का विचार 
नही किया जाता । पाच्र-अपात्र का विचार तो पर्मंबुद्धि से 
दान देते प्मय ही किया जाता है। 


मनु ने आगे यहा तक कहा है कि ऐसे बाह्मण को 
दान देने वाला दाता, पत्थर की नाव के समान डूब जाता 


है. । 


तात्पय॑ यह है कि जिसे सत्य और श्रसत्य का भान॑ 
हो गया है, जो यथाथे और श्रग्रथार्थ तत्त्व का ज्ञाता हो 
गया हैं श्रौर जिसने यथार्थ तत्त्व, के अभनुसाद ही चलने का 
सकलल्‍प कर रकक्‍खा हैं, उसे श्रयथार्थ तत्त्व और श्रयथार्थ तत्त्व 
का आचरण करने वालो के साथ श्रसहकार रखना चाहिए। 
जिसने भूठ त्याग दिया हैं, वह भूठ श्रौर झूठे से श्रसहयोग 
न करेगा तो 'उसका सत्य टिकना कठिन हो जायेगा। इसी 
तरह श्रयथार्थ तत्त्व से असहकाए किये बिना यथार्थ तत्त्वों 
का टिकना भी कठिन हो जाता हैँ । अतएवं जां मिथ्यात्व 
वासना में पढ़ा हुआ हैँ, फिर भी अपने श्रापको साधु कहता 


( १७ ) 


है, उसके साध भी असहयोग करता सम्यग्दष्टि का कत्तेव्य 
हो जाता है । इसी हेतु से अन्यतीर्थी देव भोर ग्रुर को 
बन्‍्दना-नमस्कार करने के, उनके साथ वार्त्तालाप करते 
का श्रौर उन्हे धर्मंभावना से दान देने का निषेघ किया 
'गया है 





आगार 


१ ३/४/९ ७/६४१६४/७ 


अब यह देखना हैँ कि ग्रृहस्थी में रहते हुए श्रन्यतीर्थी 
गुरु भौर श्रन्‍्यतीर्थी देव से पूरी तरह श्रसहकार किया जा 
सकता है या एहीं ? ज्ञानियो का कथन है कि पंसार में 
प्रनेक प्रकार की स्थिति होती है । गृहस्थ की स्थिति बड़ी 
पेचीदा होती है । श्रतएव ऐसा न हो कि गृहस्थो को भ्रपन 
जीवन निभाना भी कठिन दह्वो जाय श्रौर ऐसा भी न हो कि 
उनके प्राश्रवित तत्त्वों का रूप ही लुप्त हो जाय । इस सम- 
स्या पर विचार करके ज्ञानियों ने कहा है।-- 


श्रन्नत्य राजाभिश्रोगेण, गणाभिश्रोगेण, बलाभिश्नोगेणं, 
देवाभिश्रोगेणं, गृरुनिग्यहेरां, वित्तिकल्तारेण । 
-आवश्यक-हरिभद्वीय, पु० १११० 


सम्यवत्व के ये छह भागार बतलाये गये हैं। इ्प_ 
छह कारणों से यदि शअन्यतीर्थी देव-गुरु को मानना भी पड़े, 
तो भी समकित मे दोष नहीं श्राता । इन आयाएों को 
व्याख्या इस प्रकार है।-- 


(४५९ ) 
१०“राजाभियोग 


राजा के काश्ण नियम को तोडना “राजामियोक 
कहलाता है ! सम्यरइष्टि इस बात को भलीभाति जानता 
है कि अ्रष्यतीर्थी देव श्रौर श्रष्यतीर्थी गुरु के प्रति मेरे हृदय 
में किसी प्रकार क्षा हप नहीं है, फिर भी छष्हे तमस्कार 
फरता श्रपने समझे श्रीर मानें हुए तत्त्वों को नष्ट करना 
है । यह समझ कर वह उनके प्रति प्रसहकार का ही व्यव- 
हार करता है-उन्हे भादर नहीं देता । मगश शाजा अध्य- 
तीर्थी देव-गुरु को नमस्कार करता है | उसके दवाघ से, भाग्रह 
से था प्र रणा से सम्यग्दष्टि को भी कदाचित्‌ उन्हे नमस्कार 
करना पड़े तो इससे समकित छा नाश नहीं होता । 


यों तो गुणों के पीछे नमस्कार किया जाता है, पर्स्तु 
'कही-कहीं रूढि परम्परा से भी नमस्कार करना देखा जाता 
है । कई लोग चमत्कार बतलाते हैं, इस कारण राजा भी 
उन्हे मानने लगते हैं । यद्यपि सम्यग्हष्टि इस रूढ परम्पक्षा 
को पाखण्ड में ही गिनता है, लेकिन कदाचित्‌ शाजा उसका 
सम्मान फरने फी प्राज्ञा दे तो उस समय सम्यररष्टि क्‍या 
- करे ? कोई एक आदमी अपने घर्म पद रठता दिखला कर 
इस राजाज्ञा फा घल्‍ल्लघन कर भी सकता है, लेकिन 
सब ऐसा नहीं कर सकते | प्रतएव किसी एक भादमी द्वारा 
की जाने वाली उच्च घात भी नियम रूप नहीं बनाई जा 
>विकती । कदाचित्‌ सब लोग ऐसा करने लगें तो राज्य में 
अशान्ति फैलेगी प्रीर विद्रोह खड़ा हो जाएगा । इस कारण 
राजा के दवाव से फदाचित्‌ सम्यग्डष्टि के लिए श्रष्यतीर्थी 
को वश्दना-तमस्कार करने का अवसर झा जाय तो शास्त्र 


( ६० ह 


काए कहते हैं कि सम्यग्हष्टि इसे 'राजाभियोग' प्मभे | 
पर्षात्‌ राजा का बलात्कार या दबाव समझ कर वह नम- 
स्‍्कार करे । वह मन' में समझे कि यह' सच्चा देव था गुरु 
नहीं है, किम्तु राजा के बलात्कार से मैं नमस्कार करता 
हूं, घर्म की प्र रणा से नही ॥ हा 


राजा का शअ्रभियोग सम्यक्त्व के समान श्रघ्य ब्रतों मे 
भी है। इस श्रागार से छूटने के लिए ही श्रावक की बारह 
प्रतिमाओं का विधान है। उनमें पहली सम्पक्‍त्व प्रतिमा है । 
इसमें शुद्ध सम्यक्त्व का पालन किया जाता है। श्रावक 
सम्यक्त्व का पालन तो पहले भीं करता था, किन्‍्तु, पहले 
सम्यक्त्व में- आगार थे और पहली प्रतिमा घारण करने पश 
झ्ाणार (अपवाद) नही रहते । 

। २-गराभियोग है 


/ 
साधारणतया 'गण' का श्र्थ जाति समभा जाता है। 
'जाति के लोग किसी काम को करने के लिए कहे या नियम 
बनाए शोर वह काम घममं से विरुद्ध हो तो सम्यग्डष्टि क्या 
करे ? जाति के साथ उसका सबंध है उसे लड़की लेनी- 
देनी. है । भ्रगर थह जाति के नियम को नहीं मानता तो 
'ब्लेश -.होगा । ऐसे श्रवसर पर सम्यरष्टि विचारता है कि 
मैं जाति के साथ सवध-विच्छेद कर लू, यह बात दूसरी है, 
परभ्तु जब तक ऐसा नहीं कर सकता श्रौर जाति के साथ 
संबंध रख रहा हू, तब तक जाति वालो की इच्छा के श्रण* 
सांर धर्मविरुद्ध काय॑ भी करना पड़ेगा। इस प्रकार जाति के 
कारण. अन्यतीर्थी देव-गुरु को मानना पडे तो वह गणामि- 
योग है । इससे सम्यक्त्व मे अ्तिचार नहीं लगता है । 


(६१) 


गणामियोग का एक श्रथ॑ प्लौर भी है। प्रनेंक राज्यों 
की सम्मिलित शासन व्यवस्था को भी गण कहते हैं । प्राचीन 
समय में नी लिच्छवी श्लौर नौ मल्ली, ऐसे अ्रठारह राजाओं 
का गण वना हुझा था । इस गण की तुलना वत्तेंमान राष्ट्र 
मण्डल के साथ की जा सकती है, यद्यपि वत्तमान का राष्ट्र 
मण्दल निर्बल और निष्प्राण है तथापि है वह गणतम्त्र की 
रूप-रेखा पर ही । गण का घर्मं सबल से निर्बल की रक्षा 
करना है । जब कोई राज्य किसी निर्वल को सताता है तो 
गण पझपना सर्वेस्व देकर सी उसकी रक्षा करना अपना कत्त॑- 
व्य समभ्ता है । 


सम्यग्दष्टि इस गण का भी श्रागार रखता. है। एक 
तरफ राजा एक वात कहता हो झौर दूसरी तरफ गण दूसरी 
बात कहता हो तव ऐसी उलभन भरी स्थिति में क्‍या किया 
जाय ? साध तो ससार-व्यवहार को त्याग चुके हैं इसलिए 
उन पर किसी राजा था सम्राट की भी श्राज्ञा नही चलती, 
लिकिन श्रावक को ऐसे समय में क्या कश्ना चाहिए ? णास्न्र 
कठ़ता है कि सम्यग्टप्टि के लिए राजाशियोग श्र गणा- 
मियोग-दोनो का झागाद है । बह अपनी परिस्थिति के अनु- 
- कूल निर्णय करके वर्त्ताव करेगा । 


३-वलाशियोग 


प्रमियोग का भ्रथे यहां हठ लिया गया है और वल 
का भ्रर्थ शरीर का सामध्य जिया गया है । एक बलवान 
थ्रादमी लाठी लेकर खड्ा हो जाय ग्लौर कहने लगे-- मारे 
गुस को नमस्कार कर, नहीं तो तेरी खोपडी फोड़ दू गा । 


(६२) 


प्रगर शक्ति हो धौर तैयारी हो,तो धर्म पर दृढ़ रहते हुए 
मर जाना भी बुदा नहीं है, परन्तु सभी से ऐसी ग्राशा नहीं 
की जा सकती । इसीलिए बलाभियोग का विघान किया 
गयां है । सम्यरष्टि ऐसे श्रवसर पर समझे कि मैं इसके गुरु 
को वन्दना करने में घर्मं नही समभता श्रौर न भ्रपनी इच्छा 
से वल्दना हो कर रहा हूं, मैं तो इसके बल के कारण ही 
अपना सिर भाका रहा हूं । 


४-देवाभियोग 


किसी देवता के बलात्कार के कारण, विवश होकर 
प्रध्यतीर्थी देव या गरुद को वन्दन-नमस्कार करना या उनका 
प्रादर-सत्कार करना देवाभियोग कहलाता है ॥ 


._ कई लोग कहते हैं कि शास्त्र मे जब 'देवाभियोग भाया 
है तो भेरव-मवानी शभ्रादि की पूजा करने में क्या हज है ? 
मैं पूछता हूं कि श्राप भैरक-भवानी को भश्रपनी इच्छा से पूजते 
हैं या वे बलात्कार करके जबर्देस्ती करके श्रापसे पुजवाते 
हैं ” | यदि इस आगार का भ्रर्थ हो कि भेरव भवानी की शोर 
से जवर्दस्ती न होने पर भी, श्रपनी ही इच्छा से इष्ट की 
सिद्धि से प्रलोभन से उन्हे मानना-पूजना देवाभियोग है, तो 
राजाभियोग, गणाभियोग श्लौर बलामियोग का भी यही अर्थ 
क्यों न समझा जाय ? यदि कहा जाय कि राजाभियोग 
श्रादि अपवादों का सेवन तभी किया जा सकता है, जब 
उनकी श्रोर से श्राग्रह हो, जबदंस्ती हो तो देवाभियोग का 
भी यही अर्थ क्यो न लिया जाय ? 


स्तव में देवता को उसके बलात्कार, के बिना ही 


( ६३ ) 


भासना-पूजना देवाभियोग नहीं है । जो भ्रपनी इच्छा से उसे 
मानते-पूजते हैं, वे श्रपने सम्यक्त्व को नष्ट करते हैं । 


कई लोग कहते हैं, भेरव-भवानी को स्वप्न में देखा 
इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए । कई लोग छनके डर 
के मारे उनकी पूजा करते हैं । मतलब यह है कि भैरव- 
भवानी झ्ादि के नाम पर ऐसा ढोग चलता है कि कुछ कहा 
नहीं जाता । 


बासल गाँव के एक श्रावक कहते थे कि छनके बेठे 
की बहू के शरीर में चुड़ल भ्राया करती थी | घर के सब 
लोग उससे डरते थे । वहीं की एक नाइन ने कहा-मैं चड़ ध्व 
को निकाल दुगी पर इतना लूगी । नाइव की माग मंजर 
करली गई । नाईन बहू को लेकर एक बन्द कमरे में बेठ 
गई भौर हाथ में पत्थर लेकर उससे कहने लगो--रांड निकल 
नही तो पत्थर से सिर फोड़ दूगरी ४ बस, इतना कहते ही 
चुड़ं ल भाय गई । 


कई वार ऐसा ही हुमा । श्राखिर उभ्होंने सोचा-देखना 
चाहिए कि नाईन क्‍या करती है ” छिप कर देखा तो सब 
बात मालूम हुई । जब वहू के शरीर मे फिर छराबी भाई 
तो उन्होने नाइन से कहा-झव हमे मन्त्र मालूम हो णया है । 
अब हम स्वय चुड़ैल को भगा लेगे । थे उसी प्रकार पत्थर 
लेकर सिर फोड़ने को कहते भ्रोर चड़ ल भाग जाती | एच्होंने 
समझ लिया कि चड़ल वगैरह कुछ नही है, यह तो दिल 
फी फमजोरी है । 


जरा विचार कीजिए कि शरीर मे सचमुच ही देव- 


( $४) 


देवी हो तो उन्हे मारने वालेके हाथ क्यो नहीं बंध जाते ? 
वह देव भाग क्यो -जाता है ? हम यह नहीं कहते कि देव- 
योनि है हो नही | झजु न माली के -शरीर में देव था शोर 
सचमुच देव था । मगर सुदर्शन श्रावक उसके सामने ध्याच 
लगा कर वबंठ गया तो देव भी सुदर्शन का ,क्या बिगाड़ 
सका ? कुछ भी नहीं । लेकिन भाप तो अ्रकारण ही डर 
के मारे देव की पूजा करने लगते हैं । पहले के लोग 
किसी श्रावश्यकता के समय भी देव को नही मनाया करते 
थे | वे तप का आश्रय लेते थे । भरत चत्रवर्त्ती ने देवता 
को मनाया तो 'तैला किया ? कष्णजी ने देवता को मनाया 
था या तेला किया था ? तप का प्राश्नय लेने से देवता 
श्राप ही' श्राप भागे थे । शास्त्र मे कहा है-- 


देवा वि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणों । 


जिसका मन निरध्तर धर्म में लीन रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हैं । इस प्रकार देवताश्रो को भी 
दास बनाने वाला धर्म आपको प्राप्त है । पर आप घर्म की 
परवाह न करके देवताश्रो के दास बने फिरते हैं! :यह 
कितनी भ्रदुभुत बात है । 


ढोग में फसल कर कोई काम करने लगने से, जेसे मेरव 
भवानी को मानने लगने से, भ्रनेक श्रनर्थ होते हैं श्रौर फिर 
मिथ्या परम्पदा चल पड़ती है । देवो-देवताशो के नाम पर 
झाज भी जो हजारों बकरे कटते हैं, यह सब ऐसी 'मिथ्या 
परम्पराओो का ही कुपरिणाम है । 


देव चार प्रकार के होते हँ--भ्रसु र, व्यन्तर, ज्योतिष्क्ष 


( ६५ ) 


झौर वेमानिक | सव से निक्ृष्ट श्रसुर योत्ति के देवता' मे 
भी दस हजार चक्रवत्तियों के बरावर बल होता है। ऐसा 
होते हुए भी जो साधारण श्रादमी की पकड़ के भय से भाग 
जाता है, उसे देव मानना श्रोद फिर उसकी पूजा करना कैसे 
ठीक हो' सकता है ? 


महाराष्ट्री भाषा के एक मासिक पत्र में “भुताचा 
खेल' शीर्षक एक लेख था। उसमे लिखा था कि पश्रमेरिका 
में कुछ लोगो ने भूत का ढोग किया । जिसका चाहो, उसी 
का भूत शरीर में श्रा जाय । बहुत से लोग उनकी ठगाई 
में आ गये । दो मित्रो ने इस मामले की सच्चाई का पता 
लगाने का निश्चय किया । वे दोनो शरीर में भूत बुलाने 
वाले के पास गये । इनमें से एक की बहिन जीवित थी । 
उसने भूत बुलाने वाले से कहा-मेरी बहिन का भूत बुला 
दीजिये । भूत बुलान वाले ने हो-हा किया भ्रीर कहा -- 
लीजिये, भूत भा गया । उसे आ्राश्वयें हुआ कि मेरी बहिन 
तो घर में बेठी है । उसका भूत कहां से आओ गया ? 


दूसरे ने कहा-श्रच्छा, नेपोलियन का भूत चुलाइये। 
उसने नेपोलियन का भी भूत्त चुला दिया । 

झचानक दूसरा मित्र भूत बुलाने वाले पर छुरा लेकर 
भपटा । वह भागा । उसे झाश्चयं हुआ कि जो नेपोलियन 
फा भूत है, वह छुरा लेकर दौड़ने से कंसे भागेगा ? फिर 
उसने शकराचाये का भूत लाने को कहा । उसने उसे भी 
बुला दिया । दूसरे मिश्र के मन में वेदान्त विषयक कुछ 
ऐसी शकाए थी, जिनका उत्तर वह स्वय नही जानता था । 
उसने शकराचार्य के भत से वे ही प्रश्न किये, परच्तु 


( ६६ ) 


शकराचार्य का कथित भूत कुछ उत्तर नहीं दे सका । 


: दोनों मित्र समझ गये कि भूत बुलाने की बात निरी 
मिथ्या है, इसमें सिफे मानसिक भावना जगाने की शक्ति है। 


मतलब यह है कि देवाभियोग का शभ्र्थ यह नही हैं 
कि मनुष्य अपनी विषय-वासना की पूर्ति के लिये, स्वार्थ- 
सिद्धि के लिये ढोंग के चक्‍कर मे पड़ कर देवी-देवताओो के 
सामने श्रपना सिर टकराता फिरे । उसक श्रर्थ इतना ही 
हैं कि जब-जब देव की तरफ से जबरदस्ती हो भर उस 
समय यदि मिथ्या देव, गुरु, धर्म को सत्कार देना पड़ तो 
इसका श्रायार हूँ । 


५--मग्ुरु-निग्नह 


गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो भाता-पिता भ्रादि 
गुरुजन हैं भ्रोर दुसरे धर्माचार्य गुरु हैं। श्रावक ससार में 
रहता है । उस समय उसके माता-पिता या घर्माचार्य को 
कोई कष्ट हो रहा हो, जो अल्प उपाय से न मिटता हो 
किन्तु किसी ढोगी को वन्दना-नतमस्कार करने से ही सिट 
सकता हो तो ऐसे समय के लिए यह श्राग्रार है। 
कहा वत है-- 

बखत पड़ बाॉँका, गधे को कहे काका । 

इस कहावत के अनुसार ढोगी को भी हाथ जोड़ने 
पड़ते हैं, ढोगी की भी सेवा करनी पड़ती है। परन्तु ऐसा ' 


करने थें श्रावक की नीयत उस ढोंगी की पूजा करना नहीं 
है, न वह ढोग को श्रच्छा समझता है, पर ग्रुरुणत का कष्ट 


(६७ ) 


मिटाने के लिए ऐसा करता है | भतएवं उसका समकित 
दृषित नही होता ! 


सत्यप्रतिज्ञ राजा हरिश्चष्द्र की पत्नी रानी तारा ब्राह्मण 
के धर दासी का काम कर रही थी । व्याह्मण के जवान लडके 
की नीयत विगड गई । वह घ॒र्म सुनाने के बहाने तारा को अ्रष्ट 
करना चाहता था, परन्तु तारा समझ गई । उसने कहा-आप 
मुझे काम करने के लिए दासी बना कर लाए हैं, धर्म सुनाने को 
नहीं, लाए हैं। में वहीं कथा सुनती हूँ, जिससे मेशा दासीपन 
का विरुद न बिगड़े । 


तारा क्‍या शौक से उस ब्राह्मण की सेवा करती थी ? 
नहीं किस्तु पत्ति के सत्य को निभाने के लिये करती थो । 
इसी प्रकार श्रावक स्वेच्छा से ढोगी की सेवा नही करता । 
किन्तु उस ढोंगी ने गुरु को कष्ट दे रखा है, या दिला 
रक्‍्खा है, इसी कारण गुरु का कष्ट मिटाने के लिए उस 
आवक को ढोंगी का आदर करना पड़ता है । ऐसी स्थिति 
में श्रावक का सम्यवत्व दृषित नही होता है । 


६--वत्तिकान्‍्तार 


कुछ लोग 'वृत्तिकान्तार' का प्रर्थ समझते हैं--जगल 
में दान दे । उनके प्रभिप्राय से जगल में दान देवा मना 
है , फिर भी यदि कष्ट मे पड कर जगल मे दान देना पड़े 
तो इसका भागाद है । 

वास्तव में 'वुत्तिकान्तार' का श्रर्थ यह नहीं है । 'वृत्ति! 
या वित्ति शब्द का श्रर्य श्राजीविका होता है और भ्राजी विका 


(६८ ) 


के गहनपने (कष्ट) का नाम वत्तिकाध्तार हैं । वृत्तिकाध्वार 
फा मतलब है आजीविका का खतरे में पड़ना । आजीविका 
खतरे मे पड़ जाने के कारण शप्रपने श्रौर श्रपने परिवार का 
जीवन संकट में पड़ जाय शौर ऐसी स्थिति पे कुगुरु था 
कुदेव की सेवा करनी पड़े तो श्रमकितधारी को इसका 
झागार है | क्योकि वह समझता है कि है वो यह पाखण्डी 
ही, परत्तु श्राजीविका के कष्ट से मुझे सेवा करनी पड़ रही 
है । ऐसा समझ कर सेवा करने से दोष नहीं लगता । 
यह भ्रागार दान देने के निषेघ के लिये नहीं है, बल्कि 
झाजीविका संकट के कारण श्रत्यतीर्थों की सेवा करने के 
विषय में है । प्रनुकम्पा-दान तो सर्वेत्र,ही विहित है | 
नियु क्त में कहा है:-- 


सब्वेहि पि जिर्णेहि, जियदुज्जयरागदोषमोहेहि । 
सत्ताणकंपराट्ट , दाणं न कहिचि 'पडिसिद्ध ॥ ' 
श्र्थातृू-दुरजंय राग, हष भौर मोह, को जीतने वाले 
जिनेध्दों से श्रनुकम्पादान का कही भी निषेध नही किया है । 
इस ब्रिषय में टीकाकार कहते हैं:-- 


भगवष्तस्तीर्थंकरा श्रपि त्रिमुवर्नेकनाथाः प्रविव्नजिषय: 
सावत्सरिकमनुकम्पया प्रयच्छन्त्पेव दानमिति । 


भ्र्थात्‌ू--त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेने को 
तैयार होते हैं तो भ्रनुकम्पा से वाधिक दान देते हैं । वे एक 
वर्ष तक अपने दान की धारा बहाते रहते हैं ।' दान देने 
का निपेष होता तो दीक्षा लेने को तैयार तीर्थंकर देव दान 


( ६६ ) 


क्या देते ? प्रतुकम्पादान में भी पाप होता तो तीर्थंकर 
पाप के श्राचरण का झादर्श क्‍यों उपस्थित करते ? 


दया से प्रेरित होकर दान देना श्रावक का स्वाभा- 
विक गुण है । श्रावक के हृदय भें ऐसी कोमलता होती है 
कि वह किसी दीन-दु खी को देख कर सहज ही द्रवित्त हो 
जाता है श्लोर उप्तके दुख को दान द्वारा या श्रप्य उचित 
उपाय से दूर करने का प्रयत्त करता है। हमारे पास श्राने 
से स्वाभाविक गुण में वद्धि होनी चाहिये | स्वाभाविक गुण 
को घटाना भी कहीं धर्म हो सकता है ? 


सारांश यह है कि वृत्तिकान्तार प्रागार का श्राशय 
झटवी में दान देना नही है किन्तु श्राजीविका का खतरे में 
पड जाना हो है । 


समकित के ये छह ग्रागार समकित की रक्षा के 
लिये हैं उनमें से कोई-कोई श्रागार त्रतों के लिए भी हैं, 
सद नहीं । इन आगारो का सेवन करने में भी सावघानी 
धौर विवेक रखने की प्रावश्यकता है | उदाहरणार्थ राजा 
झंगर श्राज्ञा दे कि राज्य की आय को बढाने के लिये सब 
फो शराब पीना चाहिए तो क्‍या राजाभियोग के श्रनुस्तार 
इस झाज्ञा को मान लेना चाहिए ? नहीं, ऐसे प्रसंग पर 
तो प्राण दे देता भला, पर शराब पीना भला नहीं । शराब 
/ ने पीना उत्सम घर्म है । उत्सनंधर्म को राजाभियोग से 
भी नहीं जाने देना चाहिये ! 

ष्र रा, 


सम्यक्त्व के चिन्ह 





भ्राशेपित सत्ता का पर्दा उठा कर पारमायथिक सत्ता 
को जानने के लिए समकित घारण करने की श्रावश्यकता 
हैं । समकित का स्वरूप और उसके शआ्रगार बतलाये जा 
चुके हैं । यहां समकित का कुछ भीतरी रूप भी बतला देने 
की श्रावश्यकता हैं । 

दर्शंच-मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से 
श्रात्मा में उत्पन्त होने वाला श्रत्यन्त प्रशस्त समता रूप 
परिणाम सम्यकत्व कहलाता है । यह सम्यक्त्व आत्मा का 
एक विशिष्ट परिणमन है, भ्रन्तरंग वस्तु है। किसी को देख 
कर ही यह नहीं जाना जा सकता कि यह व्यक्ति सम्यग्हष्टि 
है भ्रथवा मिथ्यादृष्टि है ? ऐसी स्थिति मे सहज ही प्रश्न 
उठ सकता है कि आखिर सम्यक्त्व की पहिंचान क्‍या है ? 
भ्र्थात्‌ यह कैसे कहा जा सकता है कि समकित हुआा है 
या नहीं ? 


जैसे श्राग न दिखती हो श्रौर धुआ्आा दिखता हो तो 
उस घुए के देखने से ही श्राग का भ्रस्तित्त जान लिया 


् 


(७१ ) 


जाता है | इस प्रकार धुश्ला झाग का चिह्न है। इसी 
प्रकार प्रशम श्रीर सवेग श्रादि को देख कर समकित को 
भी जाना जा पछकता है। प्रशम श्रोर सवेग श्रादि श्म्पकक्‍त्व 
के लिग हैं । 


१--प्रशम 


कषायो की मन्दता होना प्रशम कहलाता है । श्रव- 
प्तानुबधी कपाय का क्षय, उपशम श्रथवा क्षयोपशम होने पर 
ही सम्यक्ट्व की उत्पत्ति होती है और अ्रनन्तानुवन्घी कपाथ 
ही सब कषायो में तीतन्रतम है । श्रतएवं वह नहीं रहता तो 
सम्यग्दष्टि मे कषायो की वह तीत्रता भी नहीं रहती है । 
शास्त्रकार कहते हैं--- 


भाई मिच्छविद्वी, श्रमाई सम्मदिदठी । 


पह भिथ्यारष्टि श्रोर सम्यग्दष्टि का श्रन्तर हैं। 
घिध्याइष्टि कपट से भरा रहता है श्रोर इस बात पर गर्व 
करता है कि में पांव से वांघ दू' तो कोई दात से भी नहीं 
खोल सकता । श्रर्थात्‌ मिथ्यादष्टि कपट करके गरव॑ करता 
है । जिसके भ्रस्तरंग में ऐस कपट भरा है, समभना चाहिये 
कि उससे समकित दुर है। कोरा ढोग करते से कोई सम्य- 
र्टप्टि नहीं बन सकता । 


पानी जब अपनी प्रकृति भें रहता है, तव शीतलता 
झौर मीठापन उसका गुणा होता है । उसमे शवकर या नमक 
मिला देने पर वह ध्षपनी प्रकरति में नहीं रहेगा । इसी 
प्रकार घाहे मेला कपट किया जाय पा छजला कपट किया जाय, 


( ७३ ) 


यानी चाहे लोगों को मालूम होने. वाला कपट करे श्रथवा 
न मालूम होने वाला, वह कपट ही है श्रोर वह समकित का 
विरोध है ।,शुद्ध समकित तो अपनी प्रकृति में निष्कपट 
रहने में ही है । । 


२--संवेग 


ससार बन्दीखाने के समान मालूम होना, ससार से 
घृणा-भाव रहना ओर इस जन्म-मरण रूप ससार के चक्र 
से बाहर विकलने को इच्छा रहना सवेग कहलाता है । , 


यद्यपि सम्यग्दष्टि ससार मे रह क२९. खाता, पीता और 
भ्न्य भी सासारिक कार्य करता है, परत्तु वह भपने सासा- 
रिक जीवन में श्रासक्ति नही रखता । वह इन सब भमटों 
से मुक्ति चाहता है | जेसे कंदी जेल में रहता है, जेल 
का ही खाता-पीता है श्लीर जेल का काम करता हैं, 
किन्तु उसकी शब्न्तर की भावना जेल मे रहने की नही है । 
वह चाहता यही है कि कव में इस कारागार से बाहर 
निकेलू ? कभी-कभी कंदियो को मीठा भोजन भी मित्र 
जाता है श्रोर कई लोगो को तो घर को श्रपेक्षा भी जेब 
में ज्यादा श्राराम रहता है, फिर भी भावना तो उनकी भी 
जेल से भनिकलने की ही होती है । जेल का माराम भी 
दुःखदायी जान पड़ता है । 


इस प्रकार ससाद चक्त सेःछूटने-की निरम्तर भावना 
का वना रहना ही सवेग है.। जिसके हृदय में सबेग है, वह 
सासारिक पदार्थों मे श्रासक्त-नही हो सकता,। वह मानो 
कहता है कि मैं ससार में फ्ता हु, इस:कारण संसार-भोगता 


( ७३ ) 


हूं, मगर मेरी इच्छा संसार से निकलने को ही है भोर वह 
दिन धन्य होगा, जब मैं संसार को त्यागूगा। इस प्रकाए 
भावना जिसमें है, उसी में समकित है। मिथ्यात्व मोहनीय 
कर्म के नष्ट हुए विना यह भावना नहीं आरा श्चकददी । 


भगवान्‌ ने कहा है-- सवेग से श्रनुत्तर घर्म-श्रद्धा उत्पन्न 
होती है घोर घर्म-श्रद्धा से शीघ्र ही सवेग उत्पन्न होता है, 
जीव धनत्तानुवन्धी फ्रोध, मान, माया श्रोर लोभ का क्षय 
करता है, नवीन कर्म नही बाघता प्षौर तत्कारणक मिथ्यात्व 
की विशुद्धि फरके सम्यग्-दशंन का झाराधक बन जाता है । 
दश्शन-विशुद्धि से कोई-कोई जीव उसी भव से सिद्ध हो जाता 
है । कोई उस विशुद्धता से तीसरे भव को उल्लघन नहीं 
करता--दर्शन-विशुद्धि की वृद्धि होने पर तीसरे भव में सिद्धि 
मिलती ही है ! 


सवेग शब्द के सम्‌+वेग इस प्रकार दो भाग होते हैं 
व्युत्पत्ति के लिहाज से सम्यक्‌ प्रकार का वेग 'सवेग' कह- 
लाता है। हाथी, घोड़ा, मनुष्य मोटर वगैरह सभी में वेग 
होता है, मगर वेग-वेग में भ्रन्तर है । कोई वेग गड्ढे में ले 
जाकर गिराने वाला होता है श्रौर कोई भअ्रभीष्ट स्थान पर 
पहुचाने वाला । जो वेग आत्मा को कल्याणक मार्य पर 
ले जाता है, वही वेग यहां भपेक्षित है। भगवान्‌ तो कल्याण 
फी वात ही कहते हैं ।॥ भगवान्‌ सव को सम्बोधन करके 
कहते हैं--'है जगत्‌ के जीवो ! तुम लोग दुख चाहते हो 
या सुख की श्रभिलापा करते हो ? इस प्रश्न के उत्तर 
में यह कीन कहेगा कि हम दुःख में पड़ना चाहते हैं ? सभी 
जीव सख के भ्रभिलापी है तव भगवान्‌ कहते हैं-- भगर 


( ७४ ) 


तुम सुख चाहते हो तो ग्रागे बढो, पीछे मत हटो । सुख 
चाहते हो तो पीछे क्यो हटते हो ? सवेग बढ़ाए जाझ्ो 


'और भागे बढते चलो । 


इस समय तुम्हारी बुद्धि का, मन का तथा इबन्द्रियो 
का वेग किस शोर वह रहा है? श्रगर वह वेग तुम्हे दुःख 
की श्रोर धरप्तीटे लिए जाता हो तो इसे रोक दो और आत्म- 
सूख की प्लोर मोड दो । श्रधोमुखी वेग को रोक कर उसे 
ऊध्वेमुखी बनाश्रो । यदि वेग सम्यक्‌ प्रकार बढाया जाय 
तो ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। सवेग की सहायता 
बिता आगे कुछ भी नही किया जा सकता । इसलिए सवे 
प्रथम तो यह निश्चय कर लो कि तुम्हे सुखी बनना है या 
दुखी ? श्रगर सूखी बनना है तो क्‍या दुख के मार्ग पर 
चलना उचित है ? मान लीजिये एक श्रादमी दुसरे गाव 
जाने लिये रवाना हुआा। रास्ते मे उसे दूसरा भ्रादमी 
मिला उसने पूछा-भाई, चुम कहा जाते हो ? देखो, इच्ध 
मार्ग में बाघ का भय है, इसलिये इधर से मत जाझो । 
ऐसा कहने वाला मनुष्य अगर विश्वसनीय होगा श्रोर जानें 
वाला प्रगर दुख में नही पडना चाहता होगा तो क्या वह निषिद्ध 
सागे मे भागे बढेगा ? नही, ऐसा होने पर भी शअ्रगर कोई 
उस मार्ग पर चलता है तो उसके विषय भें यही कहा जायगा 
किवह दुख का श्रभिलाषी है--सुख का अ्भिलाषी 


नही है । 

सवेग निर्भय बनने का पहला मार्ग है। शगर भ्रपर, 
वेग ठीक (सम्यक्‌) रक्खा जाय तो भय होमने का कोई 
कारण नही है । सवेग मे भय का कोई स्थान नही है। 


(७५ ) 


संवेग में निर्भगता है श्ौर जो सवेग धारण करता है, वह 
निर्भभ बन जाता है । 


संवेग किसे कहते हैं, यह पहले बताया जा चका है। 
उसका सार इतना ही है कि मोक्ष की अभिलाषा श्रौर मोक्ष 
के लिये किया जाने वाला प्रयत्न ही सवेग है ! मोक्ष की 
इच्छा रखने वाला कर्म-बंधन को ढीला करने की भी इच्छा 
रखता है । कारागार को जो बंधन मानता है, वही उससे छुट- 
कारा पाने की भी इच्छा करता है। कारागार को वधन ही 
ने मानने वाला उससे छूठने की भी क्‍यों इच्छा करेगा ? 
बल्कि वह तो उस वचन को श्रौर मजबूत करना घाहेगा । 
ऐसा भनुष्य कारागार के वन्धन से मुक्त भी नहीं हो सकता। 
एसी प्रकार इस ससार को जो वम्घत रूप धानता है हस्त 
जपशीरे कमदे हवा' अर्थात्‌ मैं इस लालच रूप दुनिया की जेल 
में हूं, ऐसा मानता है, उसी को मोक्ष की इच्छा हो सकती है। 
संसार को बधन ही न समभने वाला मोक्ष की इच्छा ही क्या 
करेगा ? 


मोक्ष की अभ्रभिलापा में सभी तत्त्वों का समावेश हो 

जाता है। यद्यपि प्व तत्त्वो पर भ्रलग-अ्रलग चर्चा की गई है 

किन्तु सब का सार मोक्ष की भ्रश्चिलापा होता” इतना 

ही है । मोक्ष की पभिलापा उसी के अन्त:करण में जागेगी जिसे 

क 502 जगेगा और जो संसार को वधन ससमेगा। 


सवेग से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा--सवेग से श्रनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्त 
होती है । 


( ७६ ) 


घर्मश्रद्धा मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है और यह साधन 
तभी प्राप्त होता है जब मोक्ष की श्रार्काक्षा उत्पन्न होती है । 
जिसके हृदय में सवेग के साथ धर्म-श्रद्धा होती है वह कदापि 
घर्म से विचलित नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही कष्ट 
क्यों व पहुचाएं । ऐसे हढ घर्मियो के उदाहरण शास्त्र के 
पष्ठों में उपलब्ध होते हैं । 


सवेग से कया मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर 
में भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि सवेग से घधर्मश्रद्धा श्रौर 
धर्मश्रद्धा से संवेग उत्पल्न होता है । इस प्रकार सवेग भौर 
धर्मश्रद्धा दोनों एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं । दोनों में 
धविनाभाव संबध है । 


' जिस पुरुष को दुःखों से मुक्त होने की इच्छा होगी 
वह धर्मश्रद्धा द्वारा संवेग बढाएगा श्रौर सवेग द्वारा धर्मश्रद्धा 
प्राप्त करेगा । ऐसा किये बिना वह रह नहीं सकता । जिसे 
कड़ाके की भूख लगी होगी, वह भूछ की पीड़ा मिटाने का 
प्रत्येक सभव उपाय करेगा | उसे ऐसा करना किसने सिखाया ? 
इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि भूख के दु ख 
नें ही यह सिखलाया है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार 
की जननी है । कपडे किसलिये पहने जाते हैं? इस प्रश्न 
के उत्तर मे यही कहा ज्ञायगा कि सर्दी-गर्मी से बचने के 
लिए और लज्जा-निवारण के लिए ही वस्त्र पहने जाते 
हैं । घर भी सर्दी-गर्मी से बचने के लिये बनाया जाता है । 
यह 'वात दूसरी है कि उसमे फैशन को स्थान दिया जाता 
है, मगर उसके बनाने का मूल उद्देश्य तो यही है । इसी 
प्रकार जिसे संसार दुःखभय प्रतीत होगा, वह सवेग को घारण 


( ७७ ) 


करेगा ही भौर इस तरह श्रपनी प्षश्रद्धा को भूर्च रूप दियें 
बिना नहीं रहेगा । जहां संवेग है वहां मोक्ष की अभिलापषा 
भौर धम्श्रद्धा भी अवश्य होती है । इस प्रकार जहां सवेग 
है वहां धर्मश्रद्धा है श्र जहाँ धर्मश्रद्धा है वहां सवेग है । 
धर्मश्रद्धा जन्म, जरा, मरण श्रादि दुःखों से मुक्त होने का 
कारण है श्रोर संवेग भी इन दुःखो से मुक्त कर मोक्ष-प्राप्ति 
की भ्रभिवाषा को पूर्ण करने के लिये ही होता है । इस 
प्रकार घर्मश्रद्धा भ्लौर सवेग एक दूसरे के आधारभूत हैं-- 
दोनो में श्रविनाभाव संबंध है । 


धर्मश्रद्धा भी दो प्रकार की होती है । एक पर्मेश्रद्धा 
संसार के लिए होती हैं श्रौर दूसरी सवेग के लिए । कुछ 
ऐसे लोग हैं जो पभपने श्रापको घामिक कहलाने के लिए 
प्रोर अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए घमंक्रिया करने 
का ढोंग करते है | किन्तु भगवान्‌ के कथनानुसार ऐसी 
घर्मक्रिया सवेग के लिए नहीं है । इस प्रकार की कृत्सित 
कामना से भ्रगर कोई साधु हो जाय तो भी उससे कुछ लाभ 
नहीं होता । 

३-निर्वेद 

प्रारंभ शोर परिग्रह से निवृत्त होने की इच्छा होना 
धौर सांसारिक भोग-विलासो के प्रति थ्रान्तरिक अनासक्ति 
का भाव विद्यमान रहना निर्वेद कहलाता है । सम्यकत्व की 
प्राप्ति होने पर दृष्टि निर्मेल हो जाती है और भननन्‍्तानुबंधी 
कपाय के नष्ट हो जानें से गहरी झ्ासक्ति भी नहीं रह 
जाती है। ऐसी स्थिति मे निर्वेद का भाव स्वतः अ्रंकुरित हो 
जाता है । 


5 


( ७५ ) 


निर्वेद जीवन के लिए श्रनिवार्य वस्तु है । बिना निर्वेद 
के किसी का भी काम नहीं चल सकता । उदाहरणार्थ-- 
आप भोजन करने बेठे हैं । इतने में श्रापके किसी विश्वास- 
पात्र मित्र ने आकर कहा--इस भोजन मे विष है । ऐसी 
स्थिति में शाप वह भोजन नही करेंगे । इसी प्रकाश विषय- 
भोंगों के स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जानें पर सभी को 
निर्वेद उत्पन्न होता है । मगर जिस निर्वेद के साथ सवेग 
होता है, उस निर्वेद की शक्ति तो गजब की होती है । ज्ञानी 
जनों में सवेग के साथ ही निर्वेद होता है। जैसे शाप, विष- 
मय भोजन का त्याग कर देते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
संसार के विषयसुख को विष मानते है झौर इसी कारण 
उत्हें सासाए्िक सुखो पर निर्वेद उत्प्न हो जाता है । 


सच्चा निवंद या वेराग्य तमी समभना चाहिए जब 
विषयो के प्रति विशकक्‍ति हो जाय श्रोर श्रन्त।करण मे तनिक 
भी विषयो, की लालसा न रहे । इस प्रकार निवेंद का 
तात्कालिक फल कामभोगो से मन का निवृत्त होना है । 


किसी भी प्राणी को कष्ट देना आरभ है श्रौर पर- 
पदार्थ के प्रति ममता होना परिग्रह है । श्रारम्भ और परि- 
ग्रह से तभी मुवित मिल सकती है जब विषयभोगो से मन 
निवृत्त हो जाय । आरम्भ-परिग्रह का त्यागी ज्ञान, दर्शन 
और चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके भव-भ्रमण 
से बच जाता है । इस प्रकार निर्वेद का परम्परा फल भोक्ष, 
है और वह तात्कालिक फल विषय भोग से निवृत्त होना है । 


शास्त्र कहता है कि आरंभ-परिग्रह ही समस्त पापों 


५ का कारण है । अपएव आ्रारंभ-परिग्रह से बचने का प्रयत्न 


( ७६ ) 


करो, उल्टे उसमे फंसने की चेष्टा मत करो । अगर सांसा- 
रिक पदार्थों को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो उनमें फसने 
की श्रभिलाषा ही न होगी । ससार के पदार्थ कामी पुरुषों 
के चित्त मे कामना उत्पष्न करते हैं श्रौर ज्ञानी पुरुषों के 
मन भे ज्ञान पेदा करते हैं। सम्यग्डष्टि जीव आरम्भ परि- 
ग्रह का भले ही तत्काल त्याग न कर सके, किष्तु वह उन्हें 
उपादेय नही सममेगा श्रौर जो उपादेय नहीं समझता, उसी 
को सम्यरइष्टि समझना चाहिये । 


४--श्रनु कम्पा 


अनुकम्पा सम्यक्त्व का चौथा लक्षण है। अपनी श्रोर 
से किसी भी प्राणी को भय या कष्ट न पहुचाना और दूसरे 
से भय या कष्ट पाते हुए जीव को उससे मुक्त करने का 
प्रयत्न करना प्रनुकम्पा है । अनुकम्पा धर्म की पहली सीढ़ी 
है । यह प्रायः सर्वेमान्य धर्म है। भअनुकम्पा के बिता घर्म 
की कल्पना ही नही की जा सकती । जो सम्यरबध्टि प्राप्त 
कर लेता है, उसके श्रत्त करण मे श्रनुकम्पा की पुनीत भावना 
जागृत न हो यह भसम्भव है। यही कारण है कि श्रनुकम्पा 
को सम्यवत्व का लक्षण वत्ताया गया है । 


यो तो अ्रनुकम्पा का ग्रुण घ्यूनाधिक परिमाण मैं 
प्रत्येक व्यक्षित मे विद्यमान रहता है, किन्तु स्वार्थ के कारण 
हृदय में चचलता आने पर अनुकम्पा श्ररश्य हो जाती है । 
गाय किसी को यहां तक कि कसाई को भी खट्टा दूध नहीं 
देतो । फिर भी कसाई के हृदय में स्वार्य या विपय वासना 
के कारण चंचलता उत्पन्न होती है तो वह निर्मयतापूर्वक 


( ५० ) 


गाय की हत्या करता है । विषय धासना से हृदय में चंच- 
लता उत्पन्न होती है श्रौर चचलता के कारण प्रनुकम्पा का 
भाव कम हो जाता है । 


जब सवेग की जागृति से ससार के प्रति विरक्ति जाग 
उठती है श्रौर निर्वेदभाव से विषय वासनाप्रों के प्रति श्रासक्ति 
नष्ट हो जाती है, तब चित्त की चंचलता हट जाती है शौर 
प्रनुकम्पा की अमृत-मयी भावना से हृदय पवित्र हो जाता है। 


झनुकम्पा से जिसका हृदय पथित्र बन गया द्वोगा. वह 
ऐसे बस्चर कदापि न पहनेया जिनकी बदौलत ससार में बेकारी 
बढ़े । वह ऐसा भोजन कदापि न करेगा जिसके कारण दूसरों 
को भूख के मारे तड़प-तड़प कर मरना पड़े । उसके प्रत्येक 
व्यवहार मे गरीबो की भलाई का विचार होगा । उसके 
हृदय में दुखियो के प्रति संवेदना जागृत होगी । वह उन्तके 
सुख के लिये प्रयत्वशील होगा, उनकी सहायता करेगा । वह 
दूसरो के दुख को श्रपना ही दुःख समझभेगा । दुसरे की विपत्ति 
को अपनी ही आपत्ति मानेया । 


कुछ लोगों ने अचुकम्पा के सावद्य श्रौय निरवधद्य भेद 
करके दुखियो का दुःख दूर करने मे एकान्त पाप की कल्पना 
करली है, किन्तु यह मान्यता जेनागर्मों से विरुद्ध है । भनु- 
कम्पा हृदय की एक पावन वृत्ति है श्रौर वह किसी *ी 
स्थिति में सावय नहीं होती । शास्त्रों में श्रनुकम्पा को 
सम्यक्त्व का लक्षण प्रतिपादन करके यह सूचित कर दिया ५ 
गया है कि अनुकम्पा के भ्रमाव में सम्यक्त्व की उत्पत्ति ही 


नहीं हो सकती । 


( 5८१ ) 
पू-भ्रास्तिवय 


( 


प्रात्मा के श्रस्तित्व' को स्वीकार करना तथा परलोक, 
स्वर्ग, नरक तथा प्रुण्य झौर पाप को मानना आआरस्तिकेय 
कहलाता है । भ्रात्मा यद्यपि स्वभाव से (व्रव्य से) भजर- 
अमर हैं, तथापि चह पुण्य श्ौर पाप की उपारजन करके 
सस्‍्वगे शोर नरक-भादि विविध पर्यायों को भोगता है । इस 
प्रकाणए-द्रव्य से नित्य होने पर भी पर्याय से वह एक भव 
को त्याग क्वर दूसरे भव को ग्रहण करता है । यह भवा- 
न्तर पुण्य और पाप को अस्तित्व स्वीकार किये- विना- नही 
बन सकता, अ्रतएव पुण्य-पाप तत्त्व भी हैं । इस भकार क्की 
ग्रास्था रखना श्रास्तिकय कहलाता है । 


सम्यग्दशन के उत्पन्न होने पर घास्तिकता का भाव 
प्रवश्य उत्पन्न हो जाता है । जिसमे क्लास्तिकता नहीं दै। 
आअम्कना चाहिए फि उसमें सम्यवत्व भी नहीं है । 


प्रात्मा का छ्स्तित्व बयो भ्रगीकार करता चाहिए 
झ्रौष उसका भस्तित्व सिद्ध करते वाले भमाश क्‍या 
? यह लम्बी चर्चा है । यह चर्चा यहा प्रासगिक हो 
सकती है, परण्तु इतने विस्तार में जाने का भवकाद नहीं 
है । यहा इतना ही कह देना पर्याप्त है कि झ्रात्मा के विपय 
के प्रथम तो स्वाचुभव ही प्रमाण है । फिर सर्वश देव का 
कथन भी श्ाात्मा का प्स्तित्व सि्ध करता है। भनुमाने प्रमाण 
हि से)भोर तक से भी भात्मा की सत्ता सिंध की जा सकती है । 
श्िगर पश्रात्मा का प्रस्तित्व न होता तो उसका विधान भौर 
निषेघ फरता ही कौन ? जआधिर धात्मा की निपेघष करने 
वाला भी तो भात्मा द्दीहै! 


( ५२ ) 
इस प्रकार पह्यात्मा भर परलोक झादि पर श्रद्धा रखना 


भी समकित का लक्षण है। इष्ही पाच लक्षणों से सम्यक्त्व 
की पहचान होती है । 


' यहां यह बात विस्मरण त कर देनी चाहिए एफ 

सम्यकत्व देने या लेने की वस्तु नहीं है, वह तो भात्मा की 
विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला ग्रुण हैं'। सम्यक्त्व लेना तो 
व्यवहार मात्र है । वीतराग की वाणी पर श्रडिग श्रद्धा 
रखये प्लोर दर्शन, मोह तथा प्ननत्तानुबध्धी कषाय को नष्ट 
करवे पर ही सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है । 





शेस- ्लक 2 5 





सम्यकत्व के ग्रतिचार 


अअलन्‍न>कन-मम कफ ऊ-ककन-- न. 


प्राप्त हुए सम्यकक्‍त्व को निरमेल रूप से कायम शसने 
के लिए पाच प्रतिधारों से बचना चाहिए । थे पाँच प्रति- 
चाह इस प्रकार हैं--(१) शंका (२) कांक्षा (३) विचि- 
« अर्कित्सा (४) परपाखण्ड प्रशंसा शोर (५) परपाखण्ड धंस्तव । 


१-शंका 


शंका दो प्रकार की है-देशशंका झौर सर्वेशंदा । 
किसी दवदार्थ विशेष के किसी धर्म के सम्वस्ध में शंका होगा 
देशशंका है भौर उस पदाथे के प्॒स्तित्व मे ही शंका होना 
सर्वशंका है। उदाहरणाये-आत्मा त्रिकाल मैं प्रसंख्यात प्रदेशों 
वाला है। पर किसी को ऐसी शंका हो कि प्ात्मा का 
गस्तित्व तो है, पर न जाने वह असख्यात प्रदेशी है बा 
“> हीं ? प्ाष्मा सर्वव्यापी है, परमाण-मात्र है. क्थवा प्रपतने 
प्राप्त शरीर के वरावर है ? इस प्रकार की शंकाए देश 
शकाए हैं । और क्या षता है कि भात्मा का भ्रस्तित्व है 
या नहीं ? इस प्रकार की शका सर्वेश्का हैँ । 


(५४ ) 


ग्रात्मा है था नहीं है । यह शंका इसच्द्रभति जी को 
भी थी। भगवान्‌ ने उनके बिना कहे ही उतकी शंका प्रकट 
करदी । इन्द्रभूति आश्चर्य में पड़ गये। वह विचारनें लगे 
मैंने भ्रनेकों वादियों को जीता है । नास्तिक को श्रास्तिक-( 
बाद से ध्लौर श्रास्तिक को नास्तिकवाद से जीता है | लेकिन 
मेरे मत की बात इस तरह कोई नहीं जान सका ! 


भगषान्‌ ने इष्द्रभूति से कहा-भात्मा के विषय में स्‍भौर 
सब बातें छोड़कर तुम केवल इसी बात पर विचार करो 
क्िि श्रात्मा न होती तो श्राध्मा के विषय में शंका ही कौन 
कश्ता ? आत्मा है, तभी तो उसे अपने विषय में शंका होती 
है । फिर .शका - समाघान का यह खेल ही न होता । 


इच्द्रभूतिजी दुशाग्रही नहीं थे'। इसलिए भगवान्‌ की 
घात भान कर उन्होंने भ्रपनी शका दर कर दी। ..... /5 


इस प्रकार की शका सर्वशंका है भ्रौर यह सम्यक्‍त्व 
को नही-होने देती या उसे नष्ट कर देती है । 


४” जशांको को त्याग कर विश्वास करने और शकोा रंख 


कर अ्रविश्वास करने से क्या लाभ-हानि है, यह बताने के 
लिए एक रुष्टात्त लीजिए:-- 


एक सेठ तें सिद्ध की सेवा की । सिद्ध ते प्रसन्न का 
सेठ को एक विद्या बताकर कहा-शरदं पूर्णिमा की 
है एक भाड़ के 'नीचे भट्टों खोद कर उस पर'तेल का कडाहा 
रखना और नीचे भाग जलाना । फिर भाड़ 'पर सृत का 
सीका बाघ उससे बैठ जाता और मन्‍्च का जाप करते हुए 


(८४ ) 


एक-एक सूत तोडते जाना । जब सब सूत टूट जाएंगे, तब 
तुमे आकाशर्गामिनी विद्या सिद्ध हो जायगी । श्र यदि 
शका' करेगा तो मर जायगा । 


“सेठ मालदार था । उसे श्राकाशगामिनी विद्या सिद्ध 
करने की पश्रावश्यकता नही थी। श्रतएव उसने सिद्ध का बत- 
लाया हुश्रा मन्त्र, विधि सहित लिख रवखा । सेठ मर गया । 
उसके लड़के ने सब घन उड़ा दिया । .एक दिन वह पिता 
के जमाने के कागजात देख रहा था । उसमे लिखी हुई वह 
विद्या उसे मिल गई । वह लड़का मन्त्र साघन की सामग्री 
लेकर एक वाग में गया । वहा उसने वृक्ष के नीचे तेल का 
कडाहा भी चढा-दिया | वह सूत का सीका बाँध कर भाड़ 
पर घढा भी परन्तु सीके में वेठने के समय उसे डर मालूम 
हुआ । उसे शका हुई, कही मेरे बैठने पर सीका दूठ गया 
तो वेमौत मारा जाउगा । हत भय के काएण वह कभी 
पेड पर चढता, कभी उतरता था ॥ 


उसी नगर में एक चोर ने चोरी को | लोग जाग 
गये ओर घोर के पीछे दोड । भागता हुआ चोर उसी वाग 
में घस गया । दोड़ने वालों ने वाग को चारों कोर से 
घेर लिया । 


सेठ के लडके को बार-बार पेड पर चदत्ते-उत्तरते देख 
घोर ने ऐसा करने का कारण पूछा । लठके से उसे सब 
वात बतला दी । चोए में सोचा बाप शपने वेटे को खोटी 
शिक्षा कभी नहीं दे सकता । फिर उस लड़के को चोरी 
करके लाया हुआ रत्न का डिव्या देकर कहा, यहू विद्या 
मुर्के साघवे दो । 


( ५६ ) 


सेठ के लड़के ने सोथा अश्रपने ,लिए मो रत्नों का 
डिब्बा ही काफी है । इस खतरनाक विद्या को सीखने के 
भमेले में कौन पड़े । प्राखिर उसने -वह डिब्बा,ले लिया । 
घोर विद्या साधने में लग गया । थोडी ही देश में उसने 
विद्या साध ली श्रौर आकाशगामिनी विद्या की सहायता से 
वह उड़ गया । रत्नों का डिब्बा लिये सेठ का लड़का बाग 
से बाहर निकला । लोगों ने उसे 'चोर-चोर' कह 'कर पकड़ 
लिया । उसने बहुतेंरा कहा कि में चोर नहीं हूं । पर उसकी 
बात सुनने को कोई तेयार नहीं था | ' ' 


इसी तरह गुरुदेव ने श्राध्यात्मिक ,विद्या' देकर कहा 
है कि इस वधिद्या 'का जाप करते रहना श्लौर एक-एक ताए 
तोड़ते जाना । सघ तार टूट जाने पर सिद्धि प्राप्त हो जायगी । 
प्रगर इस विद्या को पा करके भी शका 'ही शंका में रहा 
धो थों ही रह जायगा भ्रौर यदि शंका न लाकर विद्या को 
साध लेगा तो परम ऊध्वेंगामी बन जाएगा । जो गुरु की 
दी हुई विद्या पर विश्वास रखता है वह उस घोर की तरह 
पार हो जाता है श्लोर जो उस पर श्रविश्वाप्त करता है, वह 
फस जाता है । जो सशय रखता है वह ससार में मटकता 
फिरता है । 

संसाए-अमण के झ्रादि हेतु का नाम मिथ्यात्व है । 
शंका या पंशय भी एंक प्रकार का मिथ्यात्व ही है। मिथ्या- 
त्व के तीन भेद हैं, झ्रामिग्रहिक मिथ्यात्व, भअनाभिग्रहिक 
मिथ्यात्व और संशय-मिथ्यात्व । कूठी जिंद पकड़ लेना 
आभिग्रहिक मिथ्यात्व है । जिद न हो पर निर्णय भी न 
हो तो प्रनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है श्र तत्त्व में शंका कश्ना 
... सांशयिक मिथ्यात्व है । 


( 5७ ) 


श्रहेँग्त के प्रवचन की और सब वाते मान करके 
भी जो एक बात के विषय में भी शकायुक्त होता है, वह 
अपने सम्यक्त्व को 'दूषित करता है । जो मोक्ष की इच्छा 
रखता है भोर श्रपना कल्याण चाहता है उसे वीतराग की 
वाणी पद लेश मात्र भी सन्देह न रख कर पूर्ण श्रद्धा रखना 
चाहिए । उसे विचारना चाहिए:-- 


तमेव सच्च णीसंक, ज॑ जिरोेहि पवेइयं । 


जिनेन्र भगवान्‌ ने जो कहा है, वही सत्य है स्‍भोश 
वही प्रसंदिगः्ध है । प्रश्च होता है कि जो बात हमारी समक्क 
में नहीं भ्राई है, उसे सर्वश्-चचन पर श्रद्धा रख कर मानते 
के लिए कहना, एक प्रकार की जबरदस्ती है | इसके उत्तर 
में हम युक्तिपूृवंक सिद्ध करेंगे कि सर्वेश् के वचन सह्देह 


रहित हैं । 


जो वीतराग श्रौ सर्वेज्ञ है, उसके वन सत्य ही 
होते हैं । जिनमे रच मात्र भी कपाय श्रीर झज्ञान शेष नही 
रहा है, वह कदापि झसत्य भाषण नही कर सकते । श्त- 
एवं जिन अनुभव में आने वाले पदार्थों को सर्वेज्ञ के वचन 
के भ्राधार पर मानते हो, प्रनुमव से परे पदार्थों को भी 
उन्ही सर्वत के वचन के आधार पर मानो । उत्तके विषय 
है सन्देह मत रवखो । श्राप किसी प्लादमी पर विश्वास 
रखते है ओर उसे सत्यमापी मानते हैं, उसकी पच्चीस 
बातो में से बीस बातें झापको जंच गई, परच्तु पाँच बातें 
नहीं जंचती हैं । परष्तु जब भाए उसे सत्यभापी पमभते 
हैं तो उन बीस वातो की सच्चाई के प्राघार पर न जंचदे 


( 5८ ) 


वाली पांच बातों को भी सत्य ही मानना चाहिए | यदि 
श्राप ते जचने वाली पांच. बातो को ,सत्य ,नही -मानते हैं, 
तो फिर आपकी दृष्टि से वह पुरुष सत्यभाषी-नहीं-ठहरता। 
इसी प्रकार वीतराग को कही हुई-और: बाते तो श्रापको 
जचती ,है, परन्तु कोईबात नही जचती -तो-भी उस;न 
जंचते वाली बात के विषय मे सन्देह ,व स्खकर,, जिस 
झ्राधार १९ श्र बातों को ठीक मानते हो, उसी आधार 
पर उस ठीछ न जचने वाली बात को ही ठीक मान लेना 
उचित है । समझता चाहिए कि-है आत्मन्‌ ! तू यह न 
समझ कि सब बातों का निरुंय मैं ही करलू-। मतिदोब॑ल्य 
था क्षयोपशम की हीनता के-कारण तूःऐसा करनेः का अधि- 
कारी नहीं है। तेरे मतिज्ञान श्रादि पर आवरण है, भ्रतएव 
तू कुछ बातो श्रौर सब पदार्थों का निर्णय नही कर सकता 
तू कुछ बातो का प्रत्यक्ष से निर्णय कर सकता है, कुछ के 
लिए अनुमान प्रमाण का श्राश्नय लेना पड़ेगा श्रोर कछ के 
लिए श्रागम प्रमाण को ही मानना होगा । ज॑से श्राय्रामी 
काल के विषय मे तू प्रत्यक्ष से कुछ' भी ' नही जानता, किश्तु 
प्रतुमान से तो श्रागामी काल को मानतां ही है । दीवाल 
के पीछे कछ है यह बात तू श्रनुमान से ही मानता है । 
तू छद्मस्प है श्रमी तुझे पूर्ण ज्ञान नही है ।' इस कारण स्ूं 
सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष नही देख सकता 'फिर मी अनुमान 
से मानता है । इसी प्रकार सर्वज्ञ की कही हुई सब बातो 
को तू साक्षात्‌ नही देख सकता, फिर भी' उन्हे सर्वज्ोक्त 
होवे के कारण हो मान ले । 


सशय' किस प्रकार मिट सकता- है, यह बताने -के लिए 
एक, दृष्टान्त दिया गया, है । वह इस प्रकार है-- 


५ ह& ) 


दो विद्यार्थी पढ कर घर पाये | माता ने उनके लिए 
पेय पदार्थ तैयाद किया । उनमे से एक ने विचार किया- 
यद्यपि यह माता है, फिर भी क्‍या मालूम इसने इसमें विप 
मिला दिया हो | कई माताएं अपने लड़कों को जहर देकर 
मोर' भी तो डालती हैं ! इस प्रकार संशय रख कर भी 
उससे वह पेय पी लिया श्लौर संशय के कारण ही वह पर 
गया | | 


दूसरे ने सोचा मां कभी जहंर नहीं दे सकती । वह 
तो अ्रपने लड़के को श्रमृत हो देती है । इस प्रकार श्रमृत 
की भावना रख कद उसने पिया तो उसके लिए वह अमृत 
रूप ही परिणत हुझा । 


इस प्रकार भावना के कारण ही पहला विद्यार्थी मर 
गया । विष न होने पर भी विप की शका मात्र से उस 
पदार्थ ने विष का काम किया । 


इतिहास में प्रसिद्ध है कि कृष्णाकुमारी को पहले दूध 
की तरह का |विपष्याला दिया गया था । उसके मन में 
किसी प्रकार का सन्‍्देह नहीं था । वह दूध समक कर उसे 
पी गई तो विष होते हुए भी उस पर विष का धसर नहों 
हुआ । दूसरी वार भी उसके मन में सन्देह नहीं था, अभ्रत- 
एवं दूसरें विष-प्याले का भी उस पर कुछ प्रभाव न पडा | 
फिन्तु तीसरा प्याला उसने विष समझ कर ही पीया, इससे 
खेह मर गई । इस प्रकार संशय न होने पर जहर ने भी 
प्रमृत का काम किया शोर विद्यार्थी ने श्रमृत भे भी जहर 
का सदेहु किया तो वह मर गया । 


(६ ६० ) 


अमेरिका के श्रत्वेषक डाक्टरों ने एक मृत्युदण्ड प्राप्त 
कंदी भागा । उन डाक्टरो ने ऊस कंदी को मेज पर घुला 
दिया । फिर उसकी श्रांखो पर पट्टी बाध दी 4 इसके बाद 
उन्होने गर्दन पर जरा सा झौजार लगा दिया भौर जहां 
श्ौजार लगाया था, उसी जगह से नल के द्वारा पानी 
गिराया । यद्यपि वे पानी बहा रहे थे, पर कहते थे--बहुत। 
खून गिर रहा है ! श्रब यह नही बचेगा, बस मरने ही 
वाला है ! इस प्रकार डाक्टरो की बात सुन कर श्रौर पानी 
को खून समझ कर वह कंदी मर गया । कंदी के शरीर में 
से रक्त की एक भी बूद नही निकली थी, लेकिन डाक्टशों 
के कथन पर वह विश्वास कर रहा था, इसी कारण 
सर गया । | 


तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी-प्रपनी 
श्रद्धा के श्रनुसार फल प्राप्त होता है श्रगर श्राप वीतराग 
के वचन पर प्रगाढ श्रद्धा रक्खेंगे तो घुफल ही प्राप्त होगा। 


श्रठारह दोषो को पूर्ण रूप से जीत लेने वाले परमात्मा 
अरिहृष्त या वीतशग कहलाते है । श्रठारह दोष 
इस प्रकार हैः-- 


(१) मिथ्यात्व (२) भ्रज्ञान (३) क्रोध (४) मान 
(५) माया (६) लोभ- (७) शति--विषयो के प्रति श्रनु- 
राग (५) भ्ररति--धर्मे के प्रति श्ररचि (६) निद्रा (१०) 
शोक (११) असत्य (१२) चौये (१३) मात्सय (१४) भय 
(१६) हिंसा (१६) प्रेम (१७) कीड़ा श्रौर (१०) हास्य । 


इत दोषो के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीव 


( €१ ) 


होगा कि इनमें से श्रधिकाश मोहनीय कर्म के उदय से होते 
हैं | भ्रज्ञान ज्ञानावरण कर्म के भौर निद्रा दर्शनावश्ण कर्म 
के उदय का फल है । छतएव जिसने चारो धाति कर्मों 
का सर्वथा क्षय कर दिया है, उसमे कोई भी दोष नही हो 
सकता भ्रौर जैनागमों के श्रनुसार अरिहन्त पद का अधिकारी 
पघही है जिसने घाति कर्मो का क्षय कर दिया हो । इस 
प्रकार श्ररिहृप्त या चीतवराग देव, पूर्ण रूप से निर्दोष होने के 
कारण यथार्थ वक्ता हैं शौर उनके वचनों पर शंका करने 
का कोई कारण नहीं । 


धठारह दोषों से रहित वीतराग के वचन पर शंका 
तो होनी ही नहीं चाहिए । गआरात्मा जब तक किसी वस्तु 
में निःसम्देह नही बनता तव तक उस वंस्तु को भ्रपना भी 
/नही' सकता । उदाहरण फे लिए पत्ति श्रौर पत्नी को हो 
लो । किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ विवाह हो चुका 
है | मगर पत्नी सोचती रहती है-न जाने पति मेरे साथ 
फंसा व्यवहार करेगा ” इस प्रकार वह पति पर शंका 
करतो हुई यही सोचा करे कि यदि मेरे साथ ऐसा-वेसा 
व्यवहार हुआ तो में इसे तलाक दे दूगी श्रीर दूसरा पति 
चना लूगी । 


ग्रौर पति भी अपनी पत्नी के प्रति सशक वना रहे । 
वह सोचे-फही' यह भोजन मे विष मिलाकर मुझे न दे दे! 
-ती इस प्रकार का शंकामय दाम्पत्य जीवन कितने दिन 
निभेगा ? वह ज्यादा दिन निभने वाला नहीं श्रौर जितने 
दिन निभेगा भो, वह सुल्लशाश्तिमय नहीं रह सकेगा | 
सरदेह का श्राधिवय होने के कारण अ्रमेरिका मे ६५ प्रति- 


( €३२ ) 


शत विवाह-सम्बध्ध विच्छिन्न हो जाते 'हैं। एक-तरफ, विवाह 
हुआ 'भौर' दूसरी तरफ त्तलाक! हुआ»। भला यह)भी कोई 
विवाह है ! मतलब यह है कि जब तक पारस्परिकात्रिश्वास 
ने होगा; किसी भी दशा में जीवन में शाह्ति नहीं “मिल 
सकती । इसी से कहा है-- 


“संशयात्मा, विवश्यति 4 +- -*« 


श्र्थात-सदा सब्देह मे डूबा रहने वाला नष्ट हो 
जाता है। 


इस प्रकार जब व्यवहार में भी सन्‍्देह रहने से-काम 
नही ,चलता -तब्-घर्म भें जिस वस्तु को अ्रच्छी समभते हैं, 
उस परः शका रखने से काम केसे चलेगा ? सम्देह होने 
प्र-सम्यक्त्व का टिकना सम्भव नहीं । / 


कहा जा सकता है-सन्‍्देह करने से एकान्त हानि 
'नही लाभ 'भी होता है। नीतिकार कहते हैं-- 


-न॒संशयसनारुहय -नरो भद्गारि। पश्यति - .. 


प्र्थातु-सशय पर भ्ारूढ हुए बिना मनुष्य का कल्याण 
नही होता - -मगवान्‌ गौतम स्वामी के लिए भी -कई जगह 
'जायससए” पाठ ओआया है । इसका श्रर्थ यह है -कि उन्हें 
-सशय उत्पन्न हुआ । ऐसी स्थिति से सशय को एका? 
विनाशक .भी कैसे कहा जा सकता है ? ह 


“इसका उत्तर यह है कि शका या सशय का प्रादुर्भाव 
दो प्रकार से हीता है-श्रद्धापुवंक भी श्र अ्श्नद्धापवंक भी । 


( €ई ) 


गौतम स्वामी को जो संशय हुमा था, वह श्रद्धापूर्वक था । 
उन्हें भगवात्‌ के वचन की सत्यता मे सशय नहीं था । 
'उम्हें जो सशय हुश्ा था, वह इस रूप मे था कि भगवाब्‌ 
का वचन ऐसा है या नही ? श्रमुक विपय मे भगवात्‌ क्या 
कहते हैं ? इस सन्देह मे शअ्रश्चद्धा नही, श्रद्धा ही. गर्भित 
है । इस प्रकार -की शका सम्यवत्व का नाश करने वाली 
नद्ठी है .। यह श्रश्नद्धा से नही, जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। 
इससे तत्त्व के सम्बन्ध मे श्रधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है 
भौर लाभ उठाया जाता है । ऐसी ही शका के लिए कहा 
गया है कि सशय के बिना भनुष्य का कल्याण नहीं होता । 


दूसरे प्रकार की शका जो श्रश्नद्धा से उत्पन्न -होती है, 
भनुष्य को नाश की शोर ले जाती है । उससे कोई लाभ 
नही होता, हानि ही होती है। क्या घ॒र्म और कया व्यवहार 
सभी कुछ उस शका के कारण गड़वड़ में पड जाते हैं । 
किसी श्रादमी को रेलगाडी मे बेठ कर सफर करना है, 
परन्तु कभी-कभी रेलगाडी श्रापस में लड़ जाती है या 
उलट जाती हैं । इस वात को लेकर वह शका करने लगे 
तो कैसे सफर कर सकेगा ? वह जिस मकान मे रहता हैं. 
उसके गिर पड़ने का ही जिसे रात-दिन सशय वना रहेगा तो 
वह कब घशान्ति से रह सकेगा ? इसी श्राशय से कहा 
गया है-- 


शंकामि: सर्वमाकरान्तमन्न पानं व भूतले। 
प्रवत्ति: फुत्र कर्तव्या, जोवितब्यं कं नु वा ॥॥ 
इस भूतल पर भोजन, पावी आदि सभी वस्तुएं 


( ६४ ) 


शंकामय हैं। फिए भमुष्य कहां प्रवृत्ति करे शौर कंसे 
जीवित रहे ? 


वास्तव में सन्देहशील व्यक्ति का जीवन निभ नहीं 
सकता । किसी लड़की को विवाह करना है, परन्तु उसे यह 
संशय बना रहे कि कही पति मर जाय और मैं विघवा हो 
जाऊ तो ? सशय की इस स्थिति में विवाह कर लेने पर 
भी क्या वह सुखी रह सकेगी ? मतलब यह है कि श्रश्चद्धा- 
, जन्य संशय से मनुष्य-जीवन निभ नहीं सकता । 


. यह ठीक है कि भनुष्य जब किसी कार्य को श्रारम्भ 
करे तो उप्तमें श्राने वाली श्रडवचनों पर भी विचार कर देखे 
झभोौर उनके विषय में सावघानी रक्‍्खे, परन्तु संशय में ही 
न पड़ा रहे । 


श्रद्धा के वल पर ही मचघ्त्र श्रादि काम करते हैं । 
मैंने बचपन में डठी मत्र का सीखा था श्रौर पेट पर हाथ 
फेर कर ही डठी ठिकाने ला देता था । थोड़े दिनों में मेरी 
प्रसद्धि हो गई । लोग मुझे बुलाने लगे । काम में हर्ज 
होने लगा । मेरे गहस्थावस्था के मामाजी ने भुभसे कहा-- 
यह कया घन्धा फैला रक्खा है ? काम-फाज को छोड कश 
वृथा जाना पछठता है | मैंने सोचा-भ्रव मैं बिना मन्त्र पढे 
ही लोगों के पेट पर हाथ फेर दिया करू गा, जिससे उनकी 
डूठी ठिकाने न आया करेगी भर मैं बुलाये जाने से बच 
जाऊ,गा । मैं ऐसा ही करने लगा विना मन्त्र पढें हाथ फेरने 
लगा, । फिर भी लोगों की ड्ठी ठिकाने झा जाती थी । 
ध्रव विचार कीजिए कि मन्त्र न पढने पर भी डठी के 
ठिकाने श्रा जाने का कारण रोगी का गसन्त्र पर विश्वास 


( ६५ ) 


होने के सिवाय और कया हो सकता है ? इसके चिरुद्ध, 
प्रगय कोई व्यक्ति महत्व पर अविश्वास करता है तो उस 
पर मन्त्र काम नहीं देता । इससे सिद्ध है कि विश्वास 
फलदायक होता है । 


भव एक नवीन प्रश्न पर विचार करें । कहा जाता 
है कि शास्त्र अ्रल्ग-प्रलग हैं, उनके उपदेशक भी भ्रलग- 
अ्रलग हैं भर उनके विचार भी श्रलग-पश्रलग हैं । वे परस्पर 
विरोधी चिचार प्रकट करते हैं। ऐसी दशा में हम 
किस पर विश्वास करें श्रोय किस पर न करें ? उसी शास्त्र 
की दुह्ाई देकर एक दूसरे के गले पर छुरी फेरने को कहता 
है झौर दूसरा ऐसा करने के लिए मना करता हैं| हम 
किसे सत्य मानें ? क्‍या करें ? 


इस प्रकार के ऋंगड़ो के कारण कई लोग तो धर्म 
से ही विमुख हो गये है । लेकिन ज्ञानी कहते हैँ कि तुम्हे 
क्या करना चाहिए श्रौर क्‍या नही करना चाहिए, इसके 
लिए सर्वप्रथम भ्रपती भात्मा से ही पूछो । अपने भ्रन्तरात्मा 
की झावाज घुन कए भाप सत्य को स्वीकार कर लेंगे और 
भूठ को ध्याग देंगे । वेसे तो हीरा घोर काच समान ही 
दिखते हैं, परन्तु रगड कर देखने से दोनों की वास्तविकता 
की परीक्षा हो जाएगी झौर तव सशय को स्थान नही रहेगा । 


परीक्षा करने के विपय में शास्त्र कहता है कि उन 
, सिद्धाल्तों मे तो कभी सन्देह नहीं करना--जिनमे तपस्या, 
” झहिसा कौर क्षमा वतलाई है । 


ज॑ सुच्चा पडिवज्ज॑ति तवं॑ खंतिमहि&सियं । 


( ६६ ) 


«. एन सिद्धान्तो,. को तो अपनी परीक्षा की कसौटी , 
बनाना । फिर जो वात इस कसोटी पर खरी- उत्तरे उसे 
ले लेना और जो ख़री न उतरे, ऊसे छोड़ देनाः । कप 


वक्ता की परीक्षा से भी वचन की परीक्षां हीती है। 
जो वक्ता निर्दोष है, जिसमें राग-हूष भौर श्रज्ञान नहीं है, 
उसका वचन यथार्थ ही होगा और जो वक्ता रागी है, ढ षी 
है, श्रज्ञानी है, उसका वचन यथार्थ ही हो, यह नही कहा 
जा सकता । विभिन्न शास्त्रों में वणित देवो-का स्वरूप 
समभ कर फिर उनके वचनो का श्रदाजः लगाना सरल हो 
जाता हैं. । सच्चा देव वह है जो सर्वेज्ञ और वीतराग हैं। 
ग्रौर उसी की वाणी कल्याणकारिंणी हो सकती है । 


भ्रगर तुम सचमुच ही भ्रपना कल्याण चाहते हो तो 
वीतंराग भगवान्‌ की वाणी पर विश्वास रखकर इसे श्रपने 
जीवन मे स्थान दो । भगवान्‌ की धाणी को श्रपने जीवन 
में तोने-वानें की तरह बुन लैने से अवश्य कल्याण होगा ।' 
भगवान्‌ की वाणी कल्याणकांरिणी है, मगर उसका उपयोग 
करके कल्याण करना अथवा न करता तुम्हारे हाथ की बाते 
है'। इंस सम्बन्ध में भगवान्‌ ने किसी पर किसी प्रकार को" 
दवाव नहों डाला हैं। भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोतंम थे । वें 
मर्यादा को भग नंही कर सकते थे । उनकी मर्यादा यह 
थी «कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को, कष्ट न पहुंचने पावे। 
ठोक-प्रीट कर समझाने से सामने वाले को कष्ट पहुचता 
है । ऐसी स्थिति मे भगवाव्‌ किसी को जबदंस्ती कैसे समझे 
सकते थे ? भगवान्‌ अभग प्रहिसा का परिपालन करते थे। 
किसी का दिल दुखोनों भी हिसा है, इंसीलिए भगवान ने 


( ६७ ) 


किसी पर जोर-जवरदस्ती नहीं की । उन्होंने समुच्चयरूप 
मे सभी को कल्याणकारी उपदेश दिया है ।॥ जिन्होंने भय- 
वान का उपदेश माना उन्होंने अपना कल्याणा-्धसाधत कर 
लिया । जिन्‍्होने ऐसा नही किया, वे अपने कल्याण से 
वंचित रह गये । | 


कई-एक चीजें श्रेष्ठ होतो है, परष्तु दूसरों को कष्ट 
न पहुचाने के विचार से बलातू्‌ तही दो जा सकती । भग- 
वानू की यह वाणी कल्याणकारी होने पर भी किसी फो 
जबरदस्ती नहीं समकभाई जा सकती; मतएवं भगवान्‌ ने 
समुच्चयरूप मे ही उपदेश दिया है । 


सुधर्मा स्वामी ने जम्वू स्वामी को सिद्ध, बुद्ध ओर 
मुक्त होने का जो महामार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर जाने 
के लिए श्रद्धा प्रवेशद्वार है| श्रद्धा का श्र्थ किसी बात को 
निःसदेह होकर मानना है । श्रमुक वात ऐसी हो है, इस 
प्रकार पमसाना श्रद्धा है । कई बार ऊपर से श्रद्धा प्रकट 
की जाती है, मगर ऊपरो श्रद्धा मात्र से कुछ काम नहीं 
तलता । अ्रतएवं सिद्धाम्त-वचनों पर हृदयपुर्वेक विश्वास 
करना चाहिए प्रोर प्रतीति मी करती चाहिए । कदाचित्‌ 
सिद्धान्त-वचनो पर प्रतीति हो जाय घो भी कोरी प्रतीति से 
कूछ घिशेप लाभ नहीं होता । व्यवहार मे श्राये बिना प्रतीति 
मान से सिद्धान्तवाणी पूर्ण लाभप्रद नही होत्ती | अतएव 
अप्रतीति के साप ही सिद्धान्तवाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्न 
फरनी चाहिए श्रर्थात्‌ उमके श्नुसार व्यवहार भी करना 
चाहिए । ऐसा करने से ही भगवान्‌ की वाणी से पूर्ण लाभ 
उठाया जा सकता है । 


( €८ ) 


एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट कर देना उचित 
होगा । मान लीजिये, एक रोगी डाक्टर से कहता है कि 
तुम्हारी दवा पर मुझे विश्वाप्त है । यह श्रद्धा तो हुई मगर 
प्रतीति नही । प्रतीति तब होगी जब उस दवा से किसी का 
शोग मिट गया है, यह देख लिया जाय । इस प्रकार दूसरे 
का उदाहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है। डाक्टर 
निस्पृष्ठ और श्रतुभवी है, इस विचार से दवा पर श्रद्धा तो 
उत्पन्न हो जाती है, मगर प्रतीति तब होती है। जब उसी. 
दवा से दूसरे का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाय । 
मान लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कदटुक 
होने के कारण दवा पीने की रुचि न हुई तो ऐसी दशा मे 
रोग कंसे तष्ट होगा ? रोग का नाश करने वाली दवा पर 
रुचि रखकर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग 
नष्ट हो सकता है । रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाय 
नियमोपत्तियम का पालन किया जाय और श्रपथ्य सेवन न 
किया जाय, दवा से लाम होगा ऐसा समक कर हृदय से 
दवा की प्रशसा की जाय तथा दवा सेवन करने में किसी 
प्रकार की भूल हुई हो तो डाक्टर का दोष न ढढ॑ कर 
प्पती भूल सुघार ली जाय तो श्रवश्य रोग से छुटकारा हो 
सकता है, भन्यथां रोय से बचने का और क्या उपाय है ? 


इसी उदाहरण के श्राघार प९ भगवान्‌ महावीर की 
वाणी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए । महावीर भग- 
वान्‌ महावेद्य के समान हैं, जिम्होने साढ़ो बारह वर्ष तक' 
मौन रहकर दीर्घ तपश्चर्या की थी झश्लौर उसके फलस्वरूप 
केवलशान तथा केवलदशेन प्राप्त किया था और जगतृजीबो 
फो जन्म जरा-मरण भादि भव-रोगों से . मुक्त करने के लिए 


( ६६ ) 


भ्रहिसा श्रादि रूप भ्रमोष दवा की खोज की थी। एन 
सहावेंद्य महावीर भगवान्‌ ने जन्प जरा-मरण भादि भव- 
रोगों से पीडित जगत्‌-जीवो को रोग्रमुक्त करते के लिये इस 
प्रवचन रूपी श्रमोघ श्रौषध का प्राविष्कार किया है। घबसे 
पहले इस ओऔषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की ग्रावश्यकता है । 
ऐसे महान त्यागी, ज्ञाती भगवान्‌ की दवा कर भी विश्वास 
पैदा न होगा तो फिर किसकी दवा पर विश्वास किया 
जायगा ? भगवान्‌ की सिद्धान्तवाणी की सभी लोग बिवेक 
की फसौटी पर नहीं कस सकते | सब लोग नहीं समझ 
सकते कि भगवान्‌ की वाणी मे कया माहात्म्य है ? ग्रतएव 
साधारण जनता के लिये एकमात्र लाभप्रद बात यही है कि 
वे उस पर श्रविचल भाव से श्रद्धा स्थापित करें । जब तक 
श्रद्धा उत्पन्न न होगी, तव तक लाभ भी नही हो प्कता । 
इस कारण श्रद्धा को सव से श्रधिक महत्त्व दिया गया है । 
गीता में भी कहा है-- 


श्रध्दासयो5यं पुरुषो, यो यच्छुध्दः स एवं सः 


भ्र्यात्‌ू-पुरुष श्रद्धामय है-श्रद्धा का ही पुज है जो 
जैसी श्रद्धा करता है वेत्ा ही बन जाता है ॥ यह वात्त व्य- 
वहार से भी सिद्ध होती है | दर्जी के काम की श्रद्धा रखने 
वाला दर्जी बन जाता है प्रोर जो लुहार का काम करने की 
श्रद्ा रखता है वह लुहार बन जाता है । साधारण रूप से 
सिलाई का काम तो सभी कर ज़ेते है परन्तु इस प्रकार का 
काम करने से कोई दर्जी नहीं वन जाता झऔौर ने कोई अपने 
श्रापको दर्जी मानता ही है । एसक्ा कारण यह है कि सिजल्नाई 
का काम फरते हुए भी हृदय मे उत काम की श्रद्धा नहीं 


(१०० ) 


है प्र्थात्‌ वह काम श्रद्धानपुर्वक तहीं ,किया जाता । अगर 
वही सीते का काम श्रद्धापूर्वक किया जाय- तो दर्जी बन- जाने 
में फोई सन्देह नहीं, किया जा सकता । 


4 


कहने का झ्राशय यह है कि सर्वप्रथम भगवान्‌ रूपी 
महावेद्य की वाणी रूपी दवा पर श्रद्धा रखने की झ्ावश्य-- 
कंता है । सिद्धास्तवाणी के विरुद्ध विचार नहीं होना चाहिए 
ग्रौर साथ ही वाणी के ऊपर प्रतीति-विश्वास होना चाहिए। 
इस सिद्धान्तवाणी के प्रभाव से पापियो का भी कल्याण हो 
सकता है; ऐसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए । भगवद्वाणी 
के श्रमोघ प्रभाव से अजुन माली श्रौर खडकौशिक सांप 
प्रादि पापी जीवों के कर्म-रोगों- का नाश हुआ है । भगवान्‌ 
फी. वाणी पर प्रतीति-विश्वास करने के बाद रुचि भी होनी 
चाहिए । कोई कह सकता है कि भगवान्‌ की वाणी द्वारा 
अनेक पापी जीवो के पापों का क्षय हुआझा है, यह तो ठीक !/ 
है किन्तु उस वाणी पर रुचि लाना श्रर्थात्‌ उसे जीवन ध्य- 
वहार में उतारता भत्यन्त दुष्कर कार्य है । मगर यदि भग- 
वानू की बाझी प९ रुचि उत्पत्त नहीं हो तो समझना 
चाहिए' कि श्रभी तक श्रद्धा और विश्वास में न्यूनता है। 
जो रोगी भय के कारण श्रौषध का सेवन ही नहीं करता, 
उसका रोग किस प्रकार मिट सकता है ? सांसारिक जीव 
भगवात की वाणी को जीवन व्यवहार में न लाने के कारण 
ही कष्ट भोग रहे हैं । यों तो श्रनावि काल से! ही जीव 
उच्माग पर चलकर दुःख भुगत रहे हैं, मगर उनसे कहा" 
जाय कि सीधी तरह स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहन करलो तो 
सदा के लिये दुःख से छुट जाओगे तो वे ऐसा करने को 
तैयार नहीं होते और इसी कारण वाणी' रूपी प्लौषध की 


( १०१ ) 
विद्यमानता में भी थे कम-चेगों से पीडित हो रहे हैं । 


भगवान्‌ की वाणी रूपी दवा पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि 
करने के भ्रवन्तर उसकी स्पशेना भी करनी चाहिए । प्रर्थात्‌ 
धपने वल, वीयें श्रौर पराक्रम भ्रादि का दुरुपयोग न करते 
हुए-सिद्धात्तवाणी के कथनानुसार आात्मानुभव- करने में ही 
उनका उपयोग करना चाहिए । इस तरह शास्त्रीय मर्यादा 
के श्रनुसार भगवद-वाणी को जितने श्रश मे स्वीकार किया 
हो तो उतने भ्रश का वरावर पालन करना चाहिए प्रौर इसी 
प्रकार बढते हुए मगवदवाणी के पार पहुंचना चाहिए। 


आज बहुत में लोग श्रारमभ्भशूर दिखाई देते हैं। लोग 
किसी कार्य को प्रारम्भ तो कर देते है किस्तु उसे पूरा किये 
बिना ही छोट वबंठते हैं । ऐसे श्रारम्भभ्र लोग क्सी कार्य 
फो सम्पन्त नहीं कर सकते । महापुरुष प्रथम तो बिना 
विचारे फिसी कार्य को हाथ में लेते हो नहीं हैं शोर जिस 
काम मे हाथ डालते हैं उसे भयकर से भयकर कप्ट भाने 
पर भी ध्धूरा नही छोडते । 


हस प्रकार सिद्धान्तवाणी का मर्यादानुसार पालन करके 
पारंगत होना चाहिये श्रौर फिर यह वाणी जैसी कही जाती 
है, वैसी ही है। में इस वाणों का पालन करके पार नही 
पहुंच सकता था विन्तु भगवान्‌ की कृपा से पार पहुचा ह, 
इस प्रकार फहकर भगवदवाणी का सकीरतंन करना चाहिये। 
भगयदवाणी को प्राचरण में उतारते किसी प्रकार का दोप 
हुआ हो तो उसका संणोधन कश्णा चाहिए, विष्तु दूभरे पर 
दोपारोपण नहीं करना चाहिए । तत्पाबात प्राज्ञा गुरूणा 
घलु धारणीया' इस फयन के अनुसार गुरुों को भागा को 


( १०३ ) 


शिरोघधायं समझ कर भगवान्‌ की वाणी का ओआज्ञानुसार 
पालन करना चाहिए । 


'.. “झपनी बौद्धिक इष्टि से देखने पर इस शास्त्र के कोई 
कोई वंचन समझ में न धावें यह पंभव है, परन्तु शास्त्र 'के 
वचन श्रश्नास्त हैं। इसलिए इन सिद्धान्त-वचनों १२' दृढ़ 
विश्वास रखकर उनका पालन किया जाय तो श्रवश्य * ही 
कल्याण होगा । कहा जा सकता है कि हमारे पीछे' दुनिया- 
दारी की भ्नेंक मंभटें लगी हैं भौर इस स्थिति में भगवान्‌ 
के इंन वचनों का पालन किस प्रकार किया जाय ? ऐंसा 
कहने, वालों को सोचना चाहिये कि भगवान्‌ क्‍या उन भंभटों 
को नहीं जानते थे ? इस पंचमकाल को धौश इसमें उत्पध्त्‌ 
होने वाले दु'खों को भगवान्‌ भली-भांति जानते थे श्रौर इसी 
कारण उन्होंने दुःख से. मुक्त होने के उपाय बतलायें हैं । 
फिर भी अगर कोई यह उपाय काम भें नहीं लाता और 
सिद्धान्त-वचनों पर श्रद्धा नही करता तो वह दुः्खों से किस 
प्रकार मुक्त हो सकता है ? - 


हम लोग कई बार सुनते हैं कि सत्य का पालन करते 
हुए- भनेक महापुरुषों ने विविध प्रकार के कष्ट सहन किये 
हैं, परन्तु वे महापुरुष कभी ऐसा विचार तक नहीं करते 
कि सत्य के कारण ये कष्ट सहने पडते हैं तो हमें सत्य 
का त्याग कर देना चाहिए । महापुरुषों का यह श्रादर्श भ्पने 
समक्ष होने पर भी भ्रगर हम सत्य का झ्राचरण न करें तो 
यह हमारी कितनी बडी श्रपूर्णता कहलायेगी ” प्नतएवं भग* 
वान्‌ की वाणी को अ्रश्नान्त समक्कर उस पर श्रद्धा, प्रतीति 
तथा रुचि करो और विचार करो कि भगवान का हमारे 


( १०३ ) 


ऊपर कितना करुणामाव है कि उप्होने हमारे कल्याण के 
लिये ये वचन कहे हैं : मगवान अपना निज का कल्याण तो 
बोले बिना भी कर सकते थे, फिर भी हमारे कल्याण के 
लिए हो उन्होने यह सिद्धान्तवाणी कही हैं। ग्रतएव* 
भगवद्वाणी पर हमे विश्वास करना ही चाहिए । 


कदाखित्‌ कोई कहने लगे कि आपका कहना सही है 
मगर संसार मे चमत्कार के विना नमस्कार नही देखा जाता 
भतएव हमे कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए । इस कथन 
के उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि शास्त्रीय चमत्काद 
बत्तलाया जाय तो उपदेश ही है और श्र्गर ध्यावहारिक 
घरमत्कार बतलाया जाय तो वह भी तभी माना जायेगा जब 
कि वह वुद्धि में उतर सके । अगर बुद्धि में न उतरा तो 
बहू भी भ्रमाध्य ही ठहरेगा । यह बुद्धिवाद का जमाना है । 
यह जमाना विचित्र है। जो लोग शास्त्र सुनने झाते हैं उनमें 
से भी कुछ लोग ही सचसुच शास्त्र सुनने प्लाते हैं श्रोर कुछ 
लोग यह सोचकर णाते हैं कि वहा जाने से हमारे श्रवगुण 
दव जाएगे शौर हमारी गणना घर्मात्माश्रों मे होने सगरेगी । 
यह बात एस खोटे जमाने से ही चही वरन्‌ भगवान्‌ भहा- 
पीर फे समय से ही चली श्रात्री है । भगवान्‌ के समवसरण 
में श्राने वाले देवो मे भी कितनेक देव सगवान्‌ के दर्शन 
करने आते थे श्लौर कितने ही देव दूसरे अभिप्राय से आया 
करते थे । दूसरे अभिप्राय से भाने वाले देवो में कुछ देव 
तो इसलिए धाते थे कि भगवान्‌ के पास जाकर प्रपनी 
शकाओ का समाधान कर लेगे, कुछ देव अपने मित्रो का 
साथ देने के लिए पाते थे भोर फुछ देव भगवान्‌ के पास 
जाना भपता शिताबार-भावार-पर्म्परा समझ कर प्राते थे। 


इस प्रकार ,भगवान्‌ के समय मे भी ऐसी घटनाएं हुमा, 
करती थी । 


यह हुई परोक्ष 'की बात । प्रत्यक्ष में भी व्याख्यान में, 
धाने वाले लोग-भिन्‍्त-भिन्‍न विचार लेकर आते हैं । लोग 
किसी भी विचार से क्यो न आवें, श्रगर भगवान्‌ की “वाणी 
का 'एक भी शब्द उनके हृदय को स्पश करेगा तो- उनका 
कल्याण ही होगा-। भगवान्‌ को वाणी का चमत्कार ही 
ऐसा- है ॥ पर विचारणीय तो यह है कि जब्न आये ही-हो 
तो फिर शुद्ध भाव हो क्यो नही रखते ? श्रगर शुद्ध भाव 
रकक्‍्खोगे ता तुम्हारा आना शुद्ध खाते मे लिखा जाएगा । 
कदाचित्‌ शुद्ध भाव न रबखे तो तुम्हारा आना भ्रशुद्ध न्‍खाते 
मे लिखा-जायगा । तो फिर यहा आकर अशुद्ध खाते “मे 
झपना नाम क्यो लिखाना चाहते हो ? । इसके अतिरिक्त 
भगवान की वाणी सुनकेर वह हृदय मे घारणा न की गई 
तो भगवान की दाणो को श्रासातना ही होगी। प्रतएव 
भगवात्त की वाणी हृदय में घारण 'करों झौोझ विचार करो 
कि भनुष्य अपना सुख श्राप नही 'देख सकता, इस कारण 
उसे आदशे-दरपंण की सहायता लेनी पड़ती है ।मयवान की 
वाणी दर्पण के समान है । मनुष्य दर्पण की सहायता से 
श्रपने मुख का 'दाग देखकर धो सकता' है । उसी प्रकार 
भगवात की वाणी के दपंण में श्रपती भ्रात्मा के 'अवगुण 
देखो भोर उन्हे धो,डालों 4 भगवान की वाणी का यही 
चसत्कार है कि वह श्रात्मा की उसका श्रवगुण रूप,दाग 
स्पष्ट बतला देती है । श्रगर तुम शझवगुण दूर करके गुरा- 
ग्रहण की विवेकबुद्धि रक्‍्खोंगे तो ,भग्रवान की ' वाणी का 
चमत्कार तुम्हें श्रवश्य दिखाई देगा-। इसलिए भगवान की 


5 


( १०५ ) 


वाणी पर रढह विश्वास रखकर उसकी सहायता से प्रपने 
प्रवगुण घो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा । 


शास्त्र मे कही-कही इस प्रकार प्रतिपादन किया गया 
है जैसे भगवान से प्रश्न किये गये हो श्रीर भगवान ने उनका 
उत्तर दिया हो, झौर कही-कही ऐसा है कि भगवान र्वय 
हो फरमा रहे हो । परन्तु यह वात स्पष्ट है कि भगवान 
ने जो वात अपने ज्ञान में देखी है वही वात कही है श्रीर 
यह बात उन्होने कमी कमी बिना पूछे भी कही है । मगर 
जो वात उन्होने प्रपने ज्ञान मे नही देखी वह पूछने पर भी 
नही कही । 


ट्य प्रकार जिन भगवान की वाणी पर श्रखण्ड श्रद्धा 
रखना उचित है । श्रद्धा न रखने से शका नामक सम्यकत्व 
का दोष होता है 


२-फ्लॉंक्षा 


पाह, झभिलापा या कामना को काक्षा कहते हैं । 
प्रभिलापा श्रच्छो भी हो सकती है धौर बुरी भी हो सकती 
है, परन्तु यहा उस बुरी प्रभिलाबा का जिक्र है जो सम्य- 
वत्व को मलिन बनाती है । शका की ही मांति फाक्षा भी 
दो प्रकार की होती है-देशकाक्षा श्रौर सर्वदेशकाक्षा । 
बौद्ध दर्शन भ्रच्छा है, उसे क्यों ने स्दीकार कर लिया 
“जाय | इस प्रकार की काक्षा सर्वे देशकाक्षा है । और किसी 
अन्य दस्त की किसो अझ्रश में काला होना देशवक्षा है । 


इस प्रकार की फाक्षा करने वाले यह नहीं देखते कि 





( १०६ ) 


हम दूसरे दर्शन की काक्षा करते हैं, परन्तु हमारे दर्शन र 
क्या बुराई है । भ्रगर कोई बुराई नहीं है तो फिद दूर्सा 
, दर्शन की चाह करना कंसे उचित कहा जा सकता है ! 
कभी किसी श्रौर कभी किसी दर्शन की इच्छा करते रहे 
से जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता । जो मनुष्य कभी एव 
मार्ग पर चलना आरम्म करता है और फिर उसे छोड़कः 
दूसरे मार्ग पर चलने लगता है श्रौर फिर उसका भी त्यार 
करके तीसरी राह पकड़ लेता है, वह भपनी मंजिल तक 
, कैसे पहुच सकता है ? हाँ, जिसने आरम्भ में गलत रास्ता 
अख्तियार कर लिया है, वह उसे छोड़कर सही रास्ते १५ 
भ्रा जाय, यह तो उचित है, पर सही रास्ते पर चलते-चलते 
मन में तरग उठी शोर रास्ता बदल लिया तो अपने लक्ष्य 
से दूर पड़ जाना होगा ॥ इस प्रकार मन की क्षणिक तरणों 
पर नाचना विवेकवान्‌ का कत्तंव्य नही है । 


जिसने एक पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर 
लिया है, वह उसे छोड़कर श्रगर दूसरे को पति बना ले तो 
श्राप उसके कार्य को योग्य समभेगे ? महाभारत कै श्रनु- 
सार द्रोपदी ने कर्ण को देखकर यह इच्छा की थी कि कर्ण 
का जन्म कुन्ती के पेट से हुआ होता तो मैं इन्हे भी भ्रपना 
छठा पति बना लेती । इस काक्षा के कारण वह श्रपने 
सतीत्व से गिश गई । तब श्रीकृष्ण मे उसे प्रायश्चित्त 
कराया । यहं बात नहीं थी कि कर्ण मे गुण नहीं थे, परन्तु 
' एक सती के लिए इस प्रकार काक्षा करना उसके सत्तीत्व 
के लिए दृषण है । 

कहा जा सकता है कि चित्त को शुद्धि करना ही घम्मं का 
सार है भौर बोद्धदर्शत भ्रादि में भी चित्त की शुद्धि का मार्ग 


(१०७ ) 


धतलाया है| ऐसी स्थिति में बीद्धदशन को मानें तो क्‍या 
भ्रोर जैनदर्शन को मानें तो क्या ? शास्त्रकार इस कथन के 
उत्तर में कहते हैं-बीद्धदर्शन या किसी श्रन्य दर्शन में चित्त* 
शुद्धि का मार्ग वबतलाया है तो अच्छी वात है, परम्तु तू यह 
देख कि जैनदर्शन में चित्त की शुद्धि का मार्ग बतलाया गया 
है या नही ? इसके सिवाय, यह देख कि जैन दर्शन में 
चित्तशुद्धि का उत्कृष्ट मांगे बतताया गया है या निद्ृष्ट ? 
प्रगर जनदर्शन में चित्तशुद्धि का श्रेष्ठ सार्म प्रतिपादन किया 
गया है तो क्या कारण है कि तू श्रन्य दर्शन की श्राकाक्षा 
करता है ? श्राज निष्कारण ही भ्रगर दूसरे दर्शन की 
झ्राकांक्षा करता है तो कल तीसरे दर्शन की श्राकाक्षा करने 
लगेगा और तेरा जीवन शस्तव्यस्त हो जायगा । 


हमे किसी अध्य दर्शन से घणा नहीं है, फिर भी हम 
ग्रह पूछते हैं कि जेन दर्शन में क्या श्रपूर्णता है, जिससे प्रस्य 
दर्शन की आकाक्षा की जाय ? तुमे अ्रल्पवुद्धि के कारण 
मगर श्रपूर्णती दिखती है तो किसी ज्ञानी से समक । 


वस्तुत: कांक्षा होने के कारण इहलोक झ्ोद परलोक 
सम्बष्पी चाह है । तत्त्व के लोम से घमर्मपरिवत्त न करने 
वाले बहुत कम होते हैं | अधिकांश लोग घन, स्त्री प्रादि 
के लोम से ही घर्म परिवतंन करते हैं। मगद इस प्रकार 
फी धार्काला फरना अज्नान का लक्षण है । 


के कहा जा सकता है कि जेनघर्म तो त्याग की खुखी 
बातें बतलाता है, लेकिन जब झात्मशुद्धि के छ्िए तप झोर 
त्याग ध्निवाय है तो कया उनका विधान न किया जाय ? 
धोर ऐसा कोई मन्ध बता दिया जाय कि जिसके जपने से 


(१०५) 


सब 'कामनाए 'पूरी हो जाया करें ? श्रगर जेनधर्म ऐसा 
विधान करने लगे'तो वह भवभ्रमण मिटाने वाला नही रहेगा 
भववद्धि करने वाला हो जायगा । ऐसा विधान करने वाला 
धर्म, प्रमें -नही कहला सकता । हर 

मध्य -युग मे जेनो में भी चमत्काश धर कर गया'था | 
वह चमत्कार -का युग ही था । परन्तु ऐसा करते में जेनत्व 
की खबी नहीं रही, उलटे इस चक्कर में पडने से (निषिद्ध 
वस्तु ग्रहण करनी पड़ी । वास्तव में जेनधर्म तो इस लोक 
झौर प्रलोक सम्बन्धी चाह का नि्षेघ करता है । 

चाह के कारण बडी बडी ठयाइया चलती हैं। सुना 
है,-देवगढ़ के ठग कोटा-नरेश को भी ठग क़र ले गये । उसःठगे 
जाने का कारण था काक्षा ।:कांक्षा करने वाले धम्मे 'पर 
स्थिए नही रह सकते ।! 

कह सकते हो कि हम ससारी हैं, गहस्थ हैं । हमे , 
सभी कुछ चाहिये । परत्तु विचार करो कि -कक्‍्या “कक्षा 
करने से:ही सब कुछ मिलेगा ? .भौर कांक्षा न करने से 
नहीं मिलेगा ? श्रगर तुम समभते हो कि कांक्षा न करने 
से नहीं मिलिगा तो तुम भूलते हो । कांक्षा न करने से वस्तु 
करोड ग्रुणी मिलिगी । सवर ॒सामायिक श्रादि घर्माचरण 
करके काक्षा करने से परलोक तो नहीं बनेगा, इहलोक भी 
बिगड जायगा । 

घन दोलत, पत्नी-पृत्र श्रांदि की प्राप्ति के लिए पर- 
मात्मा की प्रार्थना करना भी काक्षा है। इस प्रकार को 
कांक्षा मोक्ष 'के'लिए किये गये कार्य को भी तुच्छ बना देती 
है भौर उसमें निष्कृष्टता लादेती है । इसके अतिरिक्त घर्मा- 
चरण के बदले;में यदि सांसारिक सुखो की आकांक्षा की 


(१०६) 


थ्रौर कर्मोदिय से सांसारिक सुख न मिला तो धर्म के प्रति 
प्रसव हो जाती है। इस प्रकार इस कांक्षा दोप की वदोलत 
धर्म भी चला जाता है । भक्त तुकाराम कहते हैं-- 


भाग्य साठीं गुरु केला, नाही अम्हार्सी फलला ॥। १॥। 
'याचा भनन्‍्त्र पडता कातसी, पश्रमचा पाणी ॥२)॥ 
गुरु फेला घर वासी, अमुच्या चुकल्या गाई म्हसी।। ३।। 
स्वामी आपुली व॒ट-व॒ट दयावी, अम्ुच्ची यानी ॥॥४।॥ 
'(तुका' महरणों ऐसे नष्ट, त्याँसी दृठो होती कष्ट ॥५॥॥, 


एक किसान ने किसी को इस अभिलापा से गुरु 
बनाया कि इन्हे भ्रुरु बना लेने से मेरा भाग्य खुल जायगा । 
मुझे घन मिलेगा । मेरे 'कुएं में पानी भर जायगा श्र 
खाइया भी भर जाएगी, जिससे खूब खेती होगी । छसने 
गुरु मन्त्र सुनाने को कहा । ग्रुरु ने गुरुनमस्त्त चुना दिया। 
सयोगवणश उसी रात को खूब पानी बरस गया, जिससे छस 
किसान को बहुत हानि हुई । किप्तान सोचने ल़गा-भ्राज ही 
गुरु बनाया शोर भ्राज ही यह हानि हो गई । मेरी गाय- 
भेसे भो चली गई । इस हानि के कारण गुरु ही हैं । तब 
वह गुरुजी के पास गया पोर बोला-प्रपना गुड़-गृड का मन्त्र 
वापिस ले लो और मेरे यहा पहला ही प्रताप रहने दो । 
गुर ने कहानी कब तेरे पाव पउने गया था कि मेरा सन्त्र 
घुन ही ले ! 


मतलब यह है फि काक्षा करने बाले लोए, काक्षा फे 
पृवरण पघम से भो विमुरा द्ो जाते हैं । इसीलिए शास्त्र मे 


दि अजय कम भी रेट पक तल दि ३ स्लिम ली सनम 3 जी ++ के लीक के... रत कली के कैम जड / नल अकाल जल कक. जल सम सह लक हज की को 90, कस न आर पदक ली के लकी अल अल आना न पल लक की 


(११०) 


हहा है कि इस लोक था परलोक सम्बन्धी कांक्षा मत करी ॥ 
यही बात दूसरे ग्रथों में भी कही है । गीता में लिखा है- 

ते ते भुकत्वा स्वर्गलोक॑ विशालं, ह 

क्षीरें पृण्ये मत्यंलोक॑ विशन्ति ॥ 

वेदन्रयी में कहै हुए धर्म का श्राचरण करके, स्वगें में 
जाकर देव बनने और भोग भोगने की कामना रखने वाला 
मनुष्य, चाहे स्वर्ग चला भी जाय, परन्तु वहां कुछ ही दिन 
रह कर, श्रश्त में नीचे गिरेगा ओर जन्म-मरण के चक्‍कर 
में पड़ेगा । 

झाचारांग सूत्र में मी कहा है-- 

 कामकामी खलु श्रयं पुरिसे जूरइ,  , 
तिप्पड, पीडड, अणुपीडद । 


, .- जो कामकामी है. जो घम्मं करके बदले में सांसारिक 
फल चाहता है, वह सोचेगा, भरेगा श्रौर बार-बार कष्ट 
पाएगा । श्तएव घर्मं करके किसी भी फल की कांक्षा नही 
करनी चाहिए । 

झ्रिहृत्त भगवान ने कांक्षा का निषेघ किया है । 
भगवान की श्राज्ञा के श्रनुसार ही धर्म का पालन किया 
जाता है शौर भगवान ने घर्म करके कांक्षा करने से रोका 
है ॥ ऐसी स्थिति में धर्म करके काक्षा करने वाला व्यक्ति 
आराधक फंसे रह सकता है ? कांक्षा करने वाले की श्रद्धा 
कितनी ही दरृढ झौर पवित्र हो, परन्तु उसे श्ररिहृष्त भाषित 
घममें की श्रद्धा मे अतिचार लग ही जाता है। 


क॒दाचितू कहा जाय कि इच्छा तो द्वोती ही है, परू्तु 


(१११) 
धर्म के बदले में सांसारिक भोगोपभोग की इच्छा नही रखनी 


चाहिए + इच्छा हो मी तो जन्म-मरण से छुटकारा पाने 
की ही इच्छा होनी चाहिए । 

प्रण;भ हो सकता है-इच्छा चाहे मोक्ष की ही क्‍यों न 
की जाय, आखिर है तो वह इच्छा भ्रौर तृष्णा ही ? इसका 
उत्तर यह है कि एक इच्छा तो वन्धन में डालने वाली होती 
है और एक इच्छा वश्धन से निकलने की होतो है । मोक्ष 
की इच्छा वन्धन से निकलने की है । इसलिए इस कांक्षा 
से सम्यक्त्व में दूषण नही लगता । साधना की उच्चतम 
स्थिति में पहुंच जाने पर वह इच्छा भी नष्ट हो जाती है । 
कहा भी है-- 


यस्य सोक्षेष्प्पनाकांक्षा, स मोक्षमधिगच्छति । 


जो इच्छा से सर्वधा रहित हो जाता है, जिसके हृदय 
में मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, वही मोक्ष को प्राप्त 
करता है 


प्रारम्मिक दशा में भले मोक्ष की इच्छा रहे, मगर 
मोक्ष के सिवाय झ्ौर कोई सासारिक इच्छा, जिससे सम्यनत्य 
मलीन होता है नहीं होनी चाहिए । 

रहा जा सकता है-हम गृहस्थ हैं, भ्तएवं हमें धन 
स्त्री, पुत्र आदि की कामना रहती है भौर विशेषतः इब्द्ी 
की प्राप्ति के लिए कष्ट भी उठाते हैँ । फिर यदि हम पर्म 
के द्वारा हो इन्हे चाहेँ तो क्या बुराई है ? इसके उत्तर मे 
फहना है-तू सिद्धान्त की वात मानता है या भपने मन की 
घात मानता है । यदि सिद्धान्त की बात मानता है तो भर्म 
करके काक्षा मत कर | कांक्षा करने से ही दृष्ठ पदार्थ मिल्ले 


(११२) 


झ्ौर कांक्षा ,ब करने सेन मिले, ऐसी बात नही है । 


इष्ट पदार्थों की प्राप्ति पुण्य से होती है । पुण्य दो 
प्रकार का है--श्रकाक्ष ओर निष्काक्ष । सकाक्ष पुंण्य' अच्छा 
नहीं होतां । उसके निमित्त से घन या पुत्र मिल भी गया 
तो लड़का प्राय: खराब निकलता है श्रोर घन प्रायः पाप में 
डालने वाला होता है । इ कक. ० न 
3... काक्षा की- पूर्ति के लिए घर्मं या पुण्य करने को बात 
कुगुरुओं की चलाई हुई है और उसका परिणाम यह हुआ 
कि लोग धर्म को भूल ही बेठे हैं । कई साधुझों ने सोचा 
कि यो तो श्रावक हमारे चगुल मे नही फमते, श्रतएवं उस्होने 
भी पाखण्ड फलाया कि ऐस। करो तो ऐसा होगा । लेकित 
इस प्रक्कार के पाखण्ड से घम की हानि ही हुई है-। भगवान 
ने तो कहा है कि चाहे राजकुल में से निकल-कर श्रौर राज्य 
त्याग कर भी मुनि हो, तब भी यदि तप करके वह किसी 
प्रकार की काक्षा करता है तो उसका त्याग्र-तप वृथा है । 
जब भगवान ने मुनि के लिए भी ऐसा कहा है ता काक्षा 
करने से श्रावक का सम्यक्त्व मे भतिचार क्यो नही लगेगा ? 


किराताजु नीय काव्य को देखो तो मालूम होगा,कि 
जैनधर्म कितना- व्यापक घर्मं है । जब अश्रजुन तप कर रहे 
थे, तब एक श्रोर तो उत्तके हाथ में घनुष और बाण था 
और दूसरी जोर जगल में वे ऐसे घोर तप मे मग्न थे कि 
तिलोत्तमा जैत्ी श्रप्तरा भी उन्हे विचलित न कर सकी । 
बल्कि - जब- विलोत्तमा शरीर खोल कर श्रपना रूप-सॉाँन्दये 
दिखलाने लगी, तब शअ्रजुन ने उससे कद्दा-अभ्रगर मैं तुम्हारे 
उदर से जनमा होता तो मै भो ऐसा सुन्दर होता,! अ्रजु न 


« ( ११३ ) 


की बात सुनकर तिलोत्तमा चली गई । फिर इन्द्र , ब्राह्मण 
का रूप घारण करके ध्ाया श्रौर भ्रजु न से कहने लगा-- 


हे भ्रजु न | मुझे प्राश्वय होता है कि कंहां तुम्हारा 
तप औ्रौर कहां तुम्हारे हाथ में घनुष-वाण ! त१- करते हो 
तो तपस्वी का वेष घारण करो और शायुध रखते हो तो 
दूसरे काम करो + तुम आयुव पास रख कर भी तप करते 
हो, इससे जान पड़ता है कि तुम मोक्ष के लिये नही, किस्तु 
युद्ध में विजयी होने के लिये तप कर रहे हो । प्रगर मेरा 
श्रनुमान सत्य है तो तुम्हारा यह तप तुच्छ है। तप मोक्ष 
के लिये होना चाहिये श्रीर तुम तप करके वेरी का विनाश 
चाहते हो । 


यः करोति वधोदर्का. नि.श्रेयसकरी क्रिया! । 
ग्लानिदोपच्छिदः स्वच्छा:, स मुढः पद्धूयत्यपः ॥॥ 


मोक्ष देने वाली क्रियाप्री को जो हिसा या वध के 
उद्देश्य से करता है, वह मूर्ख है । वह निर्मल जल को भी 
भानो मलिन करता है । 

जिस पानी में मलिन वस्तु को भी स्वच्छ कर देने 
का गुण है, जो शीतलता देने वाला भौर तूृपा बुझा देने 
पाला है, उत्ते मेला वना देने वाला बुद्धिमान कहा जायगा 
या भूखे ? 

धमूर्स | + 

एस्र कहता है-हे प्रजुन ! इसी प्रकार जिस तप से 
प्रनश्तकाल की तृष्णा नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त होता है, उसे 
घंत्तार-रामना थी लिए क्यों करते हो ? ऐसा तप करके 


( १६४) 


' झासारिक कामना करना पानी को 'कीचड में मिलाने के 
समान हैं । श्रतएवं ससार के लिये तप करके . तुम तप को 
सलिन मत करो । रे ४ 


! किराताजुनीय के इस कथन से भी' स्पष्ट है कि 
कांक्षारहित तप ही करना चाहिये । कांक्षा न होने पर 
क्रिया का फल उत्कृष्ट ही मिलेगा ! सासारिक वैभव-त्तो 
कीचड़ है । श्रात्मोन्ततिरूप 'घर्म-ज्ल को इस कीचड़ में 
' सिलाना ठीक नहीं । सोचना चाहिये कि अनन्त बार घक्र- 
चर्ती का राज्य भी मिला और उससे भी सम्तोष न -हुझा 
तो दूसरे सांसारिक पदार्थ मिलने पर कंसे सम्तोष हो सकता 
है ? जो प्यास क्षीरसागर के जल से भी नहीं मिटती, वह 
गटर के पानी से कंसे मिट सकती है ? .फिर कांक्षा करके 
धर्म को क्यो बिगाड़ा जाय ? 


प्रश्न हो सकता है कि भ्रजु न का तप ससार के लिए 
था मो चक्रवतियो का तप किसलिए था ? इसका उत्तर यह है 
कि यह तो भावना पर निर्भर है। चक्रवतियी का तप ससार 
के लिये भी हो सकता है शोर मोक्ष के लिये भी हो सकता है । 
कई चक्रवर्ती मोक्ष गये हैं श्रीर कई' नरक गये हैं । 
इस श्रत्तर का कारण भावना है । इस पर भी कदाचित्‌ 
चक्रवर्ती ने ससार की भावना से तप किया हो तो भी 
सम्यर्इृष्टि के लिये तो यह काय्ये भ्रतिचार रूप ही है'। इसके 
सिवाय, उनका तप ब्रत रूप नहीं था, तब धर्म के लिए रहा 
ही कहां १ के 

सबसे पहले ग्राप इस बात पर विचार कीणिए कि 
झापको धर्म के द्वारा सांसारिक भावताएं बढ़ाती है या 


( ११४ ) 


सांसारिक भावनाओं का त्याग करता है? भ्रगर सॉसारिक 
भावताएं बढानी हैं तो फिर उन्हें बढ़ाने के साधन तो शोर 
भी बहुत से हैं । धर्म को कलुपित करने की क्‍या प्रावश्यकता 
है ? अगर सांसारिक भावनाएं घटानी है तो फिर सांसा- 
रिक पदार्थों की कामना क्यों करते हो ? 


सो बात की एक वात यह है कि श्राप प्ास्मशुद्धि 
धौर मुक्ति की पवित्न भावना ने घम का श्राचरण कीजिए । 
इस प्रकार श्राचरणा करने से जो सासारिक सुख मिलने हैं, 
वे तो मिल ही जाएंगे, वे कहीं भागते वाले नहीं है । 
फिर घर्मांचरण के उत्कृष्ट फल से वचित होते की क्‍या 
प्रावश्यकता है ”? किसान धान्‍्य के लिये खेती करेगा तो 
क्या उसे भूसा नही मिलेगा ? मिलेगा । पर उस किसान को 
भाप व्या कहेंगे जो भूसे के लिये ही खेती करता है ” जो 
सांसारिक पदार्थों की प्राकाक्षा से प्रेरित होकर घर्मक्रिया 
करते हैं, वे भूसे के लिये लेती करने वाले किसान के 
समान हैं । 


हस प्रकार समझ कर फांक्षा का त्याग करने वाला 
श्रावक ही निरतिचार सम्पक्‍त्व का धारक हो सकता है ? 


३--विचिकित्पा 


विचिकित्सा एफ प्रकार का मतिश्रम है । युक्तिसिद्ध 
>मागम के धर्थ पर तो विश्वात्त हो जाय, परन्तु उसके फल 
है; संबंध में सन्देह वना रहे तो इसे सम्पवत्त का विधिफित्सा 
तामक प्रतिधार समफना चाहिये | उदाहरएा के लिए शास्त्र 
से श्रहिसा प्रोर सत्य वा पालन करना तो सिद्ध है, लेकिन 


(११६ ) ' 


यह संदेह रहा कि इनका पालन करने पर भी फल मिलेगा 
या नहीं क्योंकि। देखते हैं कि झूठ का श्राचरण करने: 
वाला प्रानन्‍्द उडाता है श्रौर सत्य का सेवन करने वाला 
कष्ट: भोग रहा है ! इस कारण भूठ की झोर रहें या सत्य 
की प्रोर ? इसी प्रकार प्रहिसा-स्‍भहिसा करके जैनियो ने 
राज्य .डबो दिया भौर हिसा करने वाले मौज करते हैं । 
तब हिंसा को मानें या श्रहिसा को ? इस प्रकार फल सबंधी 
सश्देह को विचिकित्सा कहते हैं । 


प्रासगिक रूप मैं मुझे कहना है कि पहले जनों की 
प्रहिसा पर दोषारोपण किया जाता था । लाल लाजपत- 
राय के दादा ने इस (स्थानकवासी ) सम्प्रदाय में साधु-दीक्षा 
ली थी, पर साम्प्रदायिक संकीर्णवा देखकर लालाजी श्रलग 
हो गये श्रौर जेनधर्म की अहिसा को दोष देने लगे । उन्होंने 
एक लेख में लिखा था कि श्रहिसा-राक्षसी ने हमारे अनेक | 
नवयुवको के प्राण ले लिये हैं । जब गांधीजी ने भ्रहिसात्मक 
झ्ान्दोलन चलाया, तब भी लालाजी ने उसका विरोध 
किया । मगर गांधीजी के श्रहिसात्मक श्रान्दोलन का क्रिया- 
त्मक रूप देखकर कौन उसका धिरोध कर सकता था ? 
गांधीजी ने लाजपतराय के प्रश्नों का जो उत्तर दिया उसका 
भी उन पर प्रसर पडा । अ्रन्त में लाजपतराय भी प्रहिसा 
के भक्त हो गये । 


मतलब यह है कि आगम पर विश्वास तो किया, 

परन्तु धर्म का फल संसार में देखने लगे तो यह विचिकित्सा 
है । जैसे-एक अभ्रहिसावादी का सिर क्ठते देखकर विचार 
करना कि श्रहिसा पालने वाले का तो सिर कट जाता है । 


( ११७ ) 


वात को दूसरा रूप देना और कायरता पर घामिकता का 
रग चढा देना भी विचिकित्सा के श्रन्तर्गत हैं । विचिकि- 
त्साग्रस्त मानस विचार करता है-यह रेत के कोर के समान 
नीरस घप्मकार्य हम करते तो हैं, परघ्तु कौन जाने इनका 
फल मिलेगा या नहीं ? क्योकि क्रिया सदा सफल नहीं होती । 
किसान वीज वोता है, किन्तु कभी फल मिलता है ध्लौर कभी 
नहीं भी मिलता ?! घमंकाये करके इस प्रकार विचार करता 
विचिकित्सा है । | 


परत्तु स्मरण रखना चाहिये कि पक्के फिसान को 
प्रपने शोये बीज के विषय में किसी प्रकार का सच्देह नहीं 
पहुता । बारह वर्ष तक वरावर दुष्काल पड़ते रहने पर भी 
किसान बोज वोया करता है । उसे यह विश्वास रहता है 
कि खेती से श्रनाज पैदा होता है । इसके सिवाय किसान 
किस झ्राघार पर मान ले कि इस वर्ष भी दृष्काल ही पड़ेगा ? 


इस तरह जिस्हें भ्रपने कार्य के फल पर विश्वास है, 
वे निस्सन्देह कार्य करते रहते हैं लेकिन जिष्हें विश्वास नहीं 
है, वे काय को ठीक मान कर भी फलविपयक सन्देह के 
कारण कार्य करने में उत्साहवान्‌ नहीं होते । बहुत से झादमी 
सोचते हैं कि हमने साधु की सेवा की पर कोई फल नहीं 
निकला तो प्रव साधु के यहा जाएं या नहीं ? जान पड़ता 
है इन साधुप्रो में कोई चमत्कार नहीं है ) जाना तो वहां 
“चाहिए जहा चमत्कार हो ! 

इस प्रकार बनियाई में घर्म करने वाले को सनन्‍्देह 
बना रहता है घौर किसान फी तरहू धर्म करने वाले को 
सह्देह नहीं होता । 


( शृश्द ) 


दुष्काल पडने पर भी यदि कोई किसान ,ग्रापसे पूछे. 
कि मैं बीज.बोऊं या नहीं ? तो श्राप उसे क्या राय -देंगे..? 
यही कहेंगे कि दृष्काल खेती से नहीं - निकला है, -यह - तो 
किसी. भरद्श्य शक्ति से पडा है। उस प्रदृश्य- शक्ति- से घबरा; 
कर; दृश्य शक्ति को छोड देना वौर बीज न बोना कैसे: 
उचित -है ? बहिनों से कभी-कभी रसोई बनाते-बनाते 
बिगड़ भी जाती है । कभी रोटो जल जाती है और कभी : 
घछिचडी में नमक ज्यादा हो जाता है । लेकिन झाज: रसोई 
बिगड गई तो क्‍या वह कल नही बनाएगी ? 


बनाएगी ही !* 


क्योंकि यह विश्वास है कि जो खराबी हुई है, वह 
गलती से हुईं है श्रौर भोजन बनाये बिना तैयार नहीं हो . 
सकता । इसी. प्रकार श्ापको भी विश्वास होना चाहिये कि 
घर्मं करते हुए भी नो कष्ट आए हैं, वे कष्ट घर्मं के कारण 
नहीं भ्राए हैं, किन्तु किसी दूसरी गलती या पूर्वजन्म के पाप 
के कारणा भाये हैं । 


लोगों का चित्त किस प्रकार मिथ्याभ्रम में पड जाता 
है, यह बात स्वामी रामतीर्थ ने एक उदाहरण देकर समभाई 
है । एक विद्यार्थी कॉलेज की छुट्टियों मे श्रपने घर गया । 
घर ग्राम मे था । घर मे पुराने विचार की एक बुढिया 
थी । वह लडके से कहा करती थी कि शभ्रमुक लक्षण बुरा 
है श्रादि-श्रादि । लडका अश्रपने साथ एक घडी लाया था । 
बुढिया ने कभी घडी देखी नहीं थी । श्रत: उसने लडके से 
पूछा-यह क्या है ? लडके ने कहा-घडी है । बुढिया ने : 
, इसमें यह 'टक-टक्‌ क्या होता है ? लड़के ने उत्तर 


 ( ११६ ) 


दिया, इसके पुर्ज । बुंढिया ने कहा-तू भूठ बोलता है । इसके 
भीतर कोई बंठा है, वह 'ठक्‌-टक! करता है । 


बुढिया को रात भर यह चिन्ता रहो कि लेडका नये 
विचार का है, श्षपने साथ न जाने क्‍या बला ले झाया है ? 
संयोग की बात की उस लडके के छोटे भाई को बुखार भरा 
गया । बुढ्िया ने विचारा कि लड़के के बुखार का कारण 
वह बला हो हैं | यदि घर में से बला न गई तो इस लडके 
का बुखार भो नही जाएगा । सबेरे लडके का बुखार बढ 
गया धोर बुढिया का घडी के प्रति सदेह बढ़ गया । उसने 
उस घड़ी को चुराया शऔर एक पत्थर पर रख कर दूसरे 
पत्थर से फोड़ते हुए कहा--बला, जा । 


इतिफाक का बात ! लड़के का बुखार भी चला 
गया । बुढिया का विश्वास पक्‍का हो गया। उसने कॉलज 
से आए हुए छडके से कहा-भव कभो इस प्रकार की बला 
प्पने साथ मत लाना, चद्दी तो में तुके घर मे भो झाने न दू थी । 

क्या बुढिया का यह चहूम ठीक था ? 

नही ! * 

झाप लोगो मे भी ऐसे बहुत से वहम घुसे हुए हैं । 
बहम के कारण जिस प्रकार घुढिया ने घडी नप्ट की, उसी 
प्रकार झ्ाप भी वहम घुस जाने पर सदगुणों को नप्टठ करते 
हैं भौर घर्म का त्याग कर देते हूँ । लोग कार्य-कारणा पर 
धिचार नही करते झोौर किसी भी कार्य का फोर्ड भो कारण 
समभ वेठते हैं । इरससे परम्परा बिगड़ जाती है ।॥ 


गजसुझुमार मुनि ने दीक्षा ली भौर उनके सिर पर 


, १२० ) 


जलते हुए श्रंगार रखे गये । इसमे किस का दोष: था ! 
क्या दीक्षा का दोष था ? १ 285 

| “नही !' गुर 

“४: यदि आप इससे सयम का दोष नहीं समभते;तो फिः 

' अपने समय ऐसा ही क्यो नही विचारते ? श्राप तो किर्घ 


बुराई के श्राने पर सद्गुणो को द्वी दोष देते हो और धर्म पः 
अविश्वाध करने लगते हो ! ४ हे 


। तात्त्विक दृष्टि से देखने पर मालूम होगा. कि मिथ्या 
त्वमोहनीय कर्म का उदय जहां होता है, वही शका काक्षा 
झोर विचिकित्सा श्रादि दोष उत्पन्न होते है । 


हर 


| प्रश्न होता है--बुद्धिमान्‌ लोग प्रत्येक कार्य के फल के 
विषय में विचार करते हैं, फिर फल के विषय में सदेह 
करना मिथ्यात्व- मोहनीय कर्म का उदय कंसे कहां जा 
सकता है ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्राप फल के विषय 

में विचार कर सकते है, पर सदेह क्‍यों करें ? उसकी 
कामना करने से भी क्‍या लाभ है?” श्रापको यही विदवार 
करना चाहिय कि मैंने जो कार्य किया है, वह भ्ररिहन्त के 
उपदेशानुसार किया है या उपदेश से विरुद्ध ? यदि ऊपदेशा- 
नुसार ही किमा है तो फिर फल के विषय में सदेह क्यो है ? 
(जिन श्ररिहन्त के उपदेश के श्रनुसार कार्य किया है वे तो 
सर्वज्ञ हैं न? जब उनकी सर्वेज्ता पर विश्वास हो चुका है 
तब फिर उनके वचनानुसार.किये हुए कर्म के फल में सदेह 

- क्यों है ? जिनको हमने सस्पूर्ण ज्ञानो माना है, उनको कही 


( १२१ ) 


हुई बात के विपय में सप्देह तो होना ही नहीं चांहिये । 
वल्कि सम्पूर्ण भाव से निस्सदेह रहना चाहिए श्रीर कोई 
बात समझ में न धावे, तब भी कहना चाहिए- 


तमेव सच्च णीसंक॑ ज॑ जिणेहि पचेइयं । 


लोग हथेली पर पेड उगाना चाहते हैं, धर्थात्‌ घर्म- 
कायय का फल तत्काल देखना चाहते है | लेकिन वास्तव मे- 


अ्रनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति पराँ गतिम्‌ । 


साधना का फल प्राप्त करने में श्रनेक जन्म बीत 
जाते है, अतएवं फल प्राप्ति में उतावल करना योग्य नद्दी है । 


विचिकित्सा को सम्यक्त्व का अ्तिचार कहा है । 
इसका श्रभिप्राय यह है कि विचिकित्सा करने से सम्यपत्व 
नष्ट तो नहीं होता, किन्तु उसकी दशा उसी प्रकार की 
'होती है, जिस प्रकार तालाब का पानी पवन से उछालें 
खाता है, किन्तु पाल के कारण तालाब के बाहर नहीं जा 
पाता । फिर भी ऐसा जल स्थिर नहीं कहला सकता । 
एसी प्रकार भावक प्तामाजिक विचार आदि के कारणा श्रद्धा 
में बधा हुआ्रा है श्रद्धा श्रभी त्यागी नही है, परन्तु चित्त भें 
स्थिरता नहीं है । भगवान्‌ बहते हैं कि श्रद्धा में विचिकित्सा 
होने से भी मनुष्य घर्म से गिर सकता है । 


झाजकल के बहुत से लोग शंका भौर कांक्षा भें ही 
“पड़े हैं श्लौर इससे बचे हुए बहुत से विचिकित्सा में पढ़ 
जाते हैं । एसी फारण फरई लोग घर्म को गाली भी देते 
हैं । मगर ऐसे लोग ये ही हूँ जो घमम को नहीं समझते । 


( ११३ ) 


एक बुद्धिमान्‌ ने अपने लेख में लिखा था कि परमात्मा 
घर देर भले ही..हो, पर-अधेर नहीं है । लेकिन ज्ञानियों 
का कथन है कि धर्म मे. अधेर तो. है ही नही, देर भी नहीं 
है । लोग इधर कर्म करते हैं श्रौर उधर फल चाहते हैं, 
इसी काररा घर के प्रति अश्वद्धा होती है । परन्तु घर्म का 
फल समय पर ही मिल सकता है । वह अ्रसमय में नहीं 
मिल सकता और न भ्रसमय में चाहना चाहिये । प्समय 
में कोई भी बात होने से द्ुव्यंवस्था होगी । किसान मक्‍की 
बोकर उसी समय फल नही चाहता । मक्‍्की को फल लगते 
भें साठ-सत्तर दिन की जो भर्यादा है, उसके बाद ही वह 
फल चाहता है । मगर लोगो को घर्मं का फल उसी समय 
चाहिये । श्राज घर्मं किया और श्राज ही उसका फल मित्र 
जाना चाहिए, उसकी स्वाभाविक काल-मर्यादा उन्हें सहाय 
नहीं । लेकिन मर्यादाहीन कार्य किसी मतलब के नहीं होते। 
वे कार्य बाजीगर के तमाशे के समान हो जाएंगे । बाजी- 
गर उसी समय श्राम का पेड़ लगा देया और' उच्ती समय' 
उसमे फल भी लगा देगा, परन्तु उस पेड़ श्ौथ छन फलों 
का अस्तित्व कितनी देर रह सकेगा ? वह फल काम के 
होते तो बाजीयर भीख ही क्यो मांगता फिरता'? 


तत्काल फच्च की इच्छा रखने वाले लोग धर्म रूपी 
वृक्ष को उखाड़-उखाड़ कर देखते हैं भौर, फिर पर्मे के प्रति 
अ्रश्नद्धा करने लगते हैं । 


ज्ञातासुत्र में विचिकित्सा 'का भाव दिखाने के लिए . 
मोर के श्रण्डों का दृष्टाम्त दिया है। कहा गया है कि दो 
प्रादमी मोरनी के अभ्रण्डे लाये एक ने विश्वास रखा कि 


( ११४६ ) 


यह भ्रण्ठडा मोरवी का है और मुर्गी इसमें से बच्चे निकाश 
देगी । ऐसा विश्वास रखने से उसके लाये श्रण्डे में से वच्चे 
निकल श्राये, लेकिन दूसरे प्रादमी फो भअण्डो के प्रति प्रवि-- 

“भवास रहा । वहु यही सन्देह करता रहा कि क्या मालम 
इन भ्रण्डों मे बच्चे हैं या नही ? इस प्रकार के श्रविश्वास 
के कारण वह अण्डो को वार-बार हिला-हिला कर देखता 
रहा, जिसमे वे अ्रण्डे व्यर्थ गये, उनमे से वच्चे नही निकले। 
यह एष्टान्त देकर ज्ञातासूत्र में समझाया है कि धर्म मे विचि- 
फिल्सा रखने से ऐसा ही होता है । 


मनुष्य सासारिक कामो में यदि अरस्थिसता से ही 
फाम लें तो वे ठीक नहीं हों सकते । इस प्रकार जब 
ससार-व्यवहार में भी स्थिरता की ग्ावश्यवत्ता है तो क्या 
धर्म में स्थिरता की श्रावश्यकता न होगी ? केले के पौधे 
के प्रति सन्‍्देह घारके उसके छिलके उत्तारमे वाले क्रो क्या 
मिलने घाला है ? उस पर विष्वास रस कर सींचने वाला 
मीठे फल पाता है। यही बात घमम के विषय में भी रामभो,। 


मतलब यह है कि धर्म का तत्क्षण फल चाह कर 
ग्रीर तत्सश फल न मिलने पद धर्म के प्रति अ्धिश्वास मत 
लाझो, धेर्य पूर्वक विश्वास रखो । यही बात बतलाने के 
लिए गीता में वहां-- 
कर्मण्पेबाधिकारस्ते, मा फलेपु कदाचन 
भवषत््‌-फार्य परो, कार्य का फल न चाही । 
दो-चार ब्ष तक जोवित रह सकते वाला, जर्जरित<« 
देह एक चुटा प्राम के यक्ष लगा फर सीच रहा पा । कुछ 


है 


2 


( ११४ ) 


लोग उधर से निकले । ले उस बढे को प्राम के पेड़ सींचते 
देख कर कहने लगे कि यह बूढा कितना मूर्ख मालूम होता है। 
इसे कितने दिन जीना है ? यह कब फल खा सकेगा, ? 

फिर भी कितनी मेहनत कर रहा है ? हट 


उस बूढ़े थे कहा-मैं श्रापकी बात मानु' या कक्तेंग्य 
को ? मैंने दुसरे के लगाये श्राम के फल खाये तो मेरे लगाये 
आम के फल मैं ही खाऊ, यह तो तुच्छ बुद्धि है ! 


प्रकसर लोग संसार-व्यवहार में तो उस बूढे की सी 
बुद्धि रखते हैं, लेकिन धर्म में उस बुद्धि को भूल जाते हैं । 
बहुतसे लोग वनियापत्र से ही घ॒र्मं करते हैं श्रौर सोचते 
हैं-हमने श्रमुक धर्म किया हैं, इसका यह फल मिले 
झौर यदि यह फल न मिले तो यह धर्म नही ! इसी प्रकार 
धर्मकाय के विषय में भी सोचते हैं कि अमुक ऐसा करे तो 
में भी करू, नहीं तो नही करू । यह सब घर्म के प्र्ति 
प्रस्थितता का फल है । यह घर्मप्रेमी नहीं है । श्रगर श्रापके 
श्रन्तःक रण भी घर्म के प्रति प्रेम है, श्राप धर्म को बडा समभते 
हैं तो घर्म के विषय में शंका, काँंक्षा श्लौर विचिकित्सा न 
रखकर घर्म का सेवन करो । तभी घर्म का वास्तविक फल 
प्राप्त होगा । 


कुछ लोग विचिकित्सा का दूसरा भ्र्थ करते हैं- 
विद्वदुजुगुप्सा । श्रर्थात्‌ ज्ञानियों की निन्‍दा करना, उनके प्रति 
घृणा का भाव रखना विचिकित्सा कहलाता है । यहां ज्ञानी 
से अभिप्राय मुनि का है | झतः विचिकित्सा का त्याग करना 
भर्थात्‌ मुनियो की निल्दा का त्याग करना चाहिये । 


जिन्होने सं्ार के कारणो को द्रव्य चौर भाव दोनो 


( ११५ ) 


से ही त्याग दिया है, ऐसे साधुओशों की भी निन्‍्दा करने से 
लोग नहीं चूकते । कई कहने लगते हैं--भ्रजी वे साधु तो 
स्नान नहीं करते । उनका शरीर तो स्वेद और मेल से भरा 
रहता है श्रोर दुर्गंध देता है ! वे कच्चा पानी नहीं दूते 
तो गर्म पानी से ही शरीर साफ क्यो नहीं कर लेते ? गर्म 
पानी से भी शरीर स्वच्छ नहीं करने वाले साधु क्‍या 
ग्रालसी हूँ ? 


दूसरे लोग ऐसी बातें फहेँ तो कहें, परन्तु कई जैन 
कहलाने वाले लोग भी ऐसी वातें कहते हैं ! थे देखते हैं-- 
भ्रद्धिसा, सत्य श्रादि महात्रतो के पालन में तो हम इनसे 
जीतते यहीं, इसलिए ऐसी वात बनाना चाहिए, जिससे इन 
फे प्रति घुणा का भाव जागृत हो जाय । इसीलिए वे कहते 
हैं--इन साधुयो में श्लीर वात तो ठीक है, परन्तु ये मेले 
रहते हैं !' 


ऐसा कहने वाले लोगों से पूछना चाहिये कि आप 
यह वात भागम के श्राघार पर बाहते हैं या भ्रपनी इच्छा 
से? धागम मे साधु के लिये वया यह नहीं कहा गया है कि-- 


कि विभूसाए कारियं ? 


प्रथति--साधु को शरीर फा संस्कार करने वंग क्‍या 
प्रयोजन है ? स्‍्ताव ले करना एक प्रकार का कष्ट भोगना 
ही है । यदि घास्त्र में साधु के लिए स्नान करने का विधान 
हो तो साघु ययों व्यय कप्ट भी सहन करे झौर घास्त्राज्ञा 
का उल्लेंपच भी करे ? ऐसा करने से साधु फो क्या लाभ 
है / जव साध सास्त्रोक्त सरद्िसा घादि ग्रतों का पालन 


(( ५६ ) 


करता है तो नहानें-धोने में ही उसका क्या बिगडता था ? 
'स्तात के सबंध में शास्त्र का कथन है-- 


संति मे सुहुमा पारा घसासु भिलगासु,य । 
जे श्र भिक्‍लू सिणायंतो, विश्नडेशप्पिलावए ॥ 


जो साधु स्नान करता है, वह हिंसा से नहीं -बच 
सकता । पृथ्वी की दरारों भ्रादि में रहे हुए जीव श्रचित्त 
जल से भी मर जाते था कष्ट पाते हैं । 


स्वान के संबंध में मैंने डॉक्टरो के ,श्रभिप्राय पढे हैं। 
.एक लेख भें उनके अभिप्राय प्रकट किये गये थे । कई डॉक्टरों 
का कहना है कि शरीर की चमडी में बाह्य झ्राधात सहन 
करने का जो गुण है, वह स्नान करने से नप्ट हो जाता है । 
यानी चमड़ी में कमजोरी श्रा जाती है, चमडी "पतली पड़ 
जाती है, जिससे और बीमारियां होने लगती हैं । 


-. सस्‍्तान सोलह शझगारों में गिना जाता. है । जिसने 
श्गार करना छोड दिया है, वह स्नान क्यों करे ? 

यह जैनदृष्टि का विचार है। कोई वेष्णव भाई कह 
सकते हैं कि हमारे यहां तो स्‍तान के बिना मोक्ष ही नहीं 
है ! परन्तु ऐसा कहने वाले सन्‍्यासघर्म से श्रपरिचित हैं । 
वैष्णवो की कई कथाश्रों में कहा गया है कि श्रसुक तपस्वी 
ने ऐसी तपस्या की कि शरीर के ऊपर दीमक चढ गई -! 
भ्रगर वे तपस्वी स्तान करते होते तो शरीर पर दीमक क॑से 
लग जाती ? ह ; 

इसके सिवा, जब स्नान से हो मोक्ष है तो फिर शरीर 


( १२७ ) 


पर शख क्यों लगाई जाती है ? जब शरीर पर राख लगाई 
जाती है तो हमारा स्नान न करना ही वया बुरा है ? 


शोणिक पुराण के १८ वें श्रष्याय के श्लोक ४१-४२ 
मे. वेष्णव त्यागी के लिए जो नियम बतलाए गए हैं, उन्हें 
जैन त्यागी के ४४ श्रनाचारो से मिलाएंगे तो ध्ापको वस्तु- 
स्थिति का पता लग जाएगा। वहा परापवाद, चुगली, लोभ 
जुप्रा, जनपरिवाद, स्त्री को देखना, छुतरी लगाना, दातुन 
करना या मजन करना, मिस्सी लगाना, गदा मोजन करना, 
नमकीन भोजन करना, मैल उतारना, शुद्र यानी नीच प्रक्ृति 
वाले से भापण करना शोर ग्रुरु को श्रवज्ञा करना ध्रादि श्रादि 
मना किया गया है । 


यह तो त्यागी की वात हुईं । गृहस्थ के लिए भी 
महाभारत में कहा है-- 
श्रात्मा नदी संयमतोयपुर्णा, 
सत्योदका शोलतटा दयोमि. । 
तत्राभिषेक कुरु पाण्ड्पुन्न ! 
न वारिणा शुद्धचति चान्तरात्मा ॥॥ 


है युधिष्यिर ! श्वन्तरात्मा का मल पानी ने नहीं 
घुलता ॥। सबम रूपी पानी से परिपूर्णणील रूपी तट वाली 
धौर दया फी लहरों से लहराने वाली, प्रात्मा रूपी नदी 
धर्थात्‌ संयम में सवान फरने से ही श्न्तरात्मा शुद्ध हो 
सकती है । 


( १२८ ) 
४-परपाखण्ड प्रशंसा 


सम्यक्त्व का चौथा अश्रतिचार 'परपाखण्डप्रशसा' है । 
पर! शब्द का अर्थ है-दुसरा । किन्तु 'पाखण्ड' शब्द का अर्थ 
क्या है, यह देखना है । 'पाखण्ड” का श्रर्थ दम सर्वसाघारण 
में प्रसिद्ध है । यहाँ इसी अर्थ को लिया जाय तो इस श्रति- 
चार का श्रर्थ होगा--दूसरे के पाखण्ड कर्थात्‌ दभ की प्रशसा 
करना । 


यहा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या ' दूसरे का 
पाखण्ड ही बुरा है ? श्रपना पाखण्ड या दम्भ बुरा नही ? 
यदि दम मात्र बुरा है तो दूसरे के दभ की प्रशसा करने से 
ही क्यो दोष लगता है ? क्या अपने दभ की प्रशंसा करने 
से दोष नही लगेगा ? श्रगर श्रपने पाखण्ड की प्रशसा करना 
भी दोष है तो यहां 'पर' शब्द जोड़ने की क्‍या श्रावश्यकता 
थी? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 'पाखण्ड' शब्द श्रनेका- 
थेंक है । उसका श्रर्थ दभ भी होता है श्लौर ब्नत भी होता 
है । यहां उसका अर्थ ब्रत है । 


सर्वेज्ञ के बताये हुए ब्रत के सिवाय अन्य ब्रत को पर- 
पाखण्ड कहते हैं । कहा जा सकता है कि क्या सर्वेज्ञ के 
न्नुत भी पाखण्ड हैं ? इसका उत्तर यह है कि जो पाप का 
नाश करे वह पाखण्ड है, श्रोर त्रत पाप का नाशक है, श्रतः 
ब्रत का नाम पाछ्वण्ड है। 


पापानि खण्डयतीति पाखण्ड: 


(१२६) 

नियु क्ति में भी कहा है-- 
पच्चइए श्रणगारे, पासंड चरगातावसे भिक्‍ख्‌ । 
परियाइए य सभणोे, निग्गंये संजए सुक्‍क्के ॥। 


यहां मुनियों के जो पर्यायवाची शब्द बतलाये गये हैं, 
उनमे एक नाम पाखण्डी भी है। भोौर भो कहा है।-- 


पापण्ड ब्नतसित्याहुस्तग्यस्पास्त्यमल भुवि । 
स पापंडी बदन्त्येके, क्मंपाशाद्‌ विभिर्गत३ ॥॥ 


यह श्लोक दशवेकालिकसूत्र वी टीका का है। इसमे 
कहा गया है कि पापण्ड व्रत का कहते हैँ । ब्रत मेले भी 
होते है भ्रोर निर्मल भी होते हैं परन्तु जो निर्मल ब्रत घारण 
करने वाले हैं, उन्हें पाखण्डी भी कहते हैं । मतलब यह है; 
कि पापण्ड पर्यात्‌ ब्रत स्वक्षप्रणीत भी हैं श्लौर श्रसर्वन्ञभणीत 
भी हैं। जा धर्र्वज्ञप्रणोत हैं पे पर॒पासण्ड हैं। जो भसवें- 
शप्रणीत पाखण्ड हैं, उन्हें कोई दूसरा भले मानता हो परध्तु 
सम्यग्शप्टि उघ्हें नही मानेगा । वहू उनकी प्रशंसा नहीं 
करेगा । 


परपासण्ट के छारत्त मे ३६३ भेद बदलाये है। शास्त्र 
में उन परपारसाण्टों की व्यास्या भी को है । बेसे तो परपा- 
एण्टघारी भो अपने प्रापकों मोक्ष पा ध्धिकारी मानते है 
परन्तु जो धपने मन से सर्व बना है, हम उसे सर्वश् नहीं 
मानते । प्रौर जो सबंध नहीं है. उप्तके बताये हुए म्तो को 
एम पाशण्ड तो मानेगे, परम्तु कप्तेंगे परपराष्तण्ड ही । 


(१३०) 


प्रश्त हो सकता है जब आप दूसरे के व्रत को परपा- 
खण्ड मानते हैं तो फिर दूसरे शास्त्रों के प्रमाण क्यो देते 
हैं ? इसका उत्तर यह है कि भ्रदालत मे जब मुकदमा होता 
है तो कसा भी गवाह क्‍यों न हो, श्रगर पश्रपता पक्ष पृष्ठ 
होता है तो उसकी गवाही दिलानी पड़ती है । छस समये 
उसके दूसरे दोषों का विचार नही किया जाता । कई बार 
तो वेश्या छी भी गवाही दिलानी पड़ती है । 


इसी प्रकार हम अपने पक्ष की सत्यता सिद्ध करने के 
लिए दूसरो के शास्त्रो की साक्षों देते हैं । हमें उनके कर्ता 
के चरित्र से क्या मतलब है ' प्रमाण देने से दुसरे के शासक 
को सही नहीं माता है, केवल श्रपने पक्ष की पुष्टि की गई 
है । उदाहरण के लिए एक वात क्षा यहा उल्लेख करता 
हू १ यह बात 'शायद महाभारत की है । 


, एक बा द्रीपदी गगा या यमुना मे स्नान करने गई 
द्रोपदो स्नान करती थी, इतने ही मे तेजस्वी, श्रोजरवी झौर 
वीर माने जाने वाले कर्ण, क्ुण्डल-सुकुट पहने, हाथ मे घनुष 
जिये हुए उधर से निकले । द्रोपदी की रृष्टि कर्ण पर पड़ी । 
कर्ण को देखकर उचकी वीरता श्रादि का स्मरण करके द्रौपदी 
अपने मन में कहने लगी--क्या करूँ ? ससार का नियम 
भ्रजीव है श्र उसका पालन करना ही होता है । यदि कर्ण 
कुन्ती के पेट से जम्मे होते, तो जैसे मैंने पाँच पति वरे थे, 
वैसे ही इन्हे भी वर लेती । 

स्‍्तान करके द्रौपदी अपने घर गई । द्रीपदी के इन 
मनोगत भावो को क्ृष्ण ने योयबल से जानलिया । कृष्ण 
ने विचार किया-किसी दूसरी स्त्री की बात तो श्रवग है, 


( १४१ ) 


पश्न्तु द्रोपदी ऐसी सती इस प्रकार की भावना करे, यहे 
सूर्य, चन्द्र फे पृथ्वी पर गिरने जेसी श्राएचये की बात है । 
कृष्ण बिना बुलाये ही हस्तिनापुर भ्राये । पाण्डव लोग कृष्ण 
का स्वागत फरने लगे, परन्तु कृष्ण ने कहा-मैं स्वागत कराने 
नहीं पाया हू, किग्तु क्रिसी दूसरे ही कार्य से श्राया हूं । 
चलो हम सब वन फो चलें, वहा वनभोजन करेंगे । द्वरोपदी 
तुम भी साथ चलो । कृष्ण की वात मान कर द्रोपदी सहित 
सब पाण्डव कृष्ण के साथ वन को चले । चलतले-चलते एक 
सुन्दर वन श्राया कृष्ण ने कहा, यह वन है तो सुष्दर 
परत्तु तुम्हारा नहीं है । इसलिये इसके फलों पर मन मत 
ललचाना । इस प्रकार सवको सावधान करके कृष्ण भागे चले । 
भ्रागे एक पके हुए जामुन का पेड मिला। भीम ने पके हुए 
जामुन देखकर इघर-उपर देखा प्रौर यह समझ कर कि 
फोर्ड नही देखता है, वक्ष में से एक जामन का फल तोड़ 
'िया । भीम का जामुन का फल तोड़ते कृष्ण ने देख लिया । 
हहोंने भीम को ठाट कर वहा कि मैंने श्रमी थोंडी ही देश 
हुई, तुम्हे शिक्षा दी है । फिर भी तुमने फल त्तोड लिया ॥ 
भीम ने शमिन्दा ट्रोकर उत्तर दिय्या कि गलती हुई । छृष्ण 
ने युधिप्ठिर से कहा कि भोम के पाप छा प्रायश्चित्त तुस 
पाचों भाई करो शोर द्वोपदी ! तुम भी प्रायश्चित करो। 
घ॒म्हारे पति फे मन मे एक जम्यफ्ल के लिये चोरी की 
भावना क्यों प्राई 
युधिग्विर ने कृष्ण गे पूछा कि #म रसका क्या प्राय* 
श्वित्त तरे ? फकुप्ण मे उत्तर दिया कि इस उठे हुए फल वो 
पुन; डाी पर रागाओझों । सुध्िर्ठिर ने पूछा-फेसे लगायें ? 
एण्ण ने उत्तर दिया कि घपने-घ३नओं पापों को आलोचना 
धाररे वही हि उस बारों छे रिया झौर पाप वे किया हो 


(१३९ ) 


तो है फल ! उत्त शक्ति से तू उपर उठकर डाली पर लग 
जा ! युधिष्ठिर ने कृष्णा की बात सुनकर कहा-यदि मैंने 
सत्य ही कहा हो भौर सत्य का आचरण किया हो तो हे 
फल ! तू ऊपर चढ । युघधिष्ठिर के यह कहने पर फल कर । 
उठ कर डाली की श्रोर चलने लगा । कृष्ण ने कहा कि “ 
युधिष्ठिर की परीक्षा हो गई । इसलिए है फल तू ठहर ॥ 
कृष्ण नें फिर भीम को बुलाया । भीम ते कहा-मे तो पापी 
ही . हूं । कृष्ण ने कहा-भ्रच्छा तुम ठहर जाझो । प्रजु न, 
तुम धाझ्रों । श्रजुन ने भाकर अपने पाप की पश्रालोचता 
करके कहा-इसके सिवा पाप न किया हो तो फल, ऊपर 
चढ, नही तो नीचे गिर । अ्रजु न के कहते पर भी फल ऊपई 
चढने लगा, परल्तु कृष्ण ने फल को रोक लिया । इसी 
प्रकार नकल और सहदेव ने भी झपने-अपने पापो की श्रालोचना 
करके फल को चढने के लिए कहा । उनके कहने पर रा 
फल चढ़ने लगा परन्तु कृष्ण ने रोक लिया । फिर ऊँंष्ए/ 
ने भीम से कहा-भ्रव तुम फल चढाझो । भीम ने कहा-मैंने 
अ्रम्मी इसी फल को तोड़ने का पाप किया है ।, कृष्ण ने उत्तर 
दिया-यह पाप तो प्रत्यक्ष है, इसके सिवा श्रौद पापों की 
प्रालोचना करो । भीम ने कहा-मैंने इस पाप के सिवा और 
पाप न किया हो तो फल, तू ऊपर चढ, नही तो नीचे गिए 
जा । भीम के कहने पर भी फल ऊपर चढने लगा परखच्ठु 
कृष्ण ने रोक लिया । 


पाण्डवो की परीक्षा हो जाने पर, कृष्ण ने द्रौपदी से... 
कहा कि द्रौपदी, श्रव छुम अपने पापो की आलोचना करके 
फल को ऊपर चढ़ाओर । द्रौपदी ने कहा कि मैं तो प्रत्यक्ष 
पापनी हू, मेरे पाच पति हैं । कृष्ण ने कहा-पाच पति तो 


(१३३४ ) 


प्रत्यक्ष ही हैं। इन पतियों के सिवा यदि मन, वचन से भी 
पाप न किया हो, तो फल को चढाझो । द्रौपदी विचार में 
पड़ गई कि मैंने मत से तो कर्ण को श्रपना पति बनाने का 
पाप किया है, परन्तु यह बात कंसे कह ? इस प्रकार की 
कमजोरी से द्वोपदी ने श्रपता वह मानसिक पाप छिपा कर 
फहा कि यदि मैंने पाँच पति के सिवा मत से भी और पति 
न किया हो तो है फल ! तू ऊपर चढ जा, नही तो नीचे 
गिर जा । द्रोपपी के कहने पर फल ऊपर चढने के बदले 
भ्रौर नीचे गिर गया । द्रोपदी बहुत लज्जित हुई | उसे' चीर- 
हरण के समय भो जितना दुःख न हुश्रा होगा, उतना दुख 
उस समय हुझ्ना । कृष्ण ने द्रौपदी ,से कहा-द्रोपदी यह फल 
तुम्हारे चारिष्र की क॑सी साक्षी दे रहा है ! तुम भब भी 
सत्य कहो । द्रोपदी ने कहा-मैंने दो पाप किये हैं। एक तो 
स्‍्तान करते समय मैंने कर्ण को पति की दरह चाहने का 
पाप किया ओर दूसर। पाप इस समय पहले पाप को छिपाने 
का किया । इन दोनो पापों के सिवा और पाप तहीं किया । 
इस बात की साक्षी, यदि आप कहे तो मैं अग्नि या पानी 
में गिर कर भी दे सकती हु। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण 
ने कहा कि तुम मेरी मौजाई हो झोर सुभद्वा के नाते बहन 
भी हो, धवराओ्ो मत ।॥ तुमने पाप की श्रालोचना करली, 
इससे तुम्हारा पाप घुल गया । द्रौपदी घबराकर रोने लगी । 
कृष्ण ने कहा-भ्रव तुम में पाप, पाप नहीं रहा है, इसलिये 
घबराने की जरूरत नहीं । यदि तुम्हे मेरी इस बात पर 
विश्वास न हो तो तुम परीक्षा के लिये फल को ऊपर चढने 
की प्लाज्ञा देकर देख लो । द्रोपदी ने रोते रोते फल को 
ऊपर चढने की श्राज्ञा दी द्वोपदी की इस बार की आज्ञा 
से फल्न ऊपर चढकर डाली से लग गया । कुष्ण ने द्रौपदी 


( १३४ ) 


को धम्य कह कर कहा कि बस, वनभोजम हो गया ।.चलो चलें। 


मतलब. यह कि द्रौपदी ने कर्ण की. ज़रा-सी प्रशसा 
की थी । यदि उसने कर्ण की प्रशंसा धर्म की दृष्टि से की 
होती तो दूसरी बात थी, परम्तु उसने कर्ण को पति बनाने 
की इच्छा से प्रशसा की थी । उसका यह कार्य पर-पति- 
प्रशंसा हुआ भ्ौर वह पाप माना गया । इसी प्रकार॑किसी में 
सत्य हो श्रौद उसकी प्रशसा सत्य की अपेक्षा से की. जावे, 
तब तो बात दूसरी है, परषघ्तु यह ब्रत वोतराग का कहा है 
तो क्‍या और दूसरे का कहा है तो क्या श्रपने को दूसरे' के 
बताये हुए ब्रत भी लेना, वे भी अच्छे हैं, इस रूप, मे पर- 
पाखण्ड-प्रशसा करना अ्रतिचार है । 


५-प्रपाखण्डसंस्तव 


परपाखण्डप्रशसा नामक चौथे श्रतिचार की व्याख्या 
करते हुए 'परपाखण्ड' शब्द का भर्थ स्पष्ट शिया जा चुका 
है । चौथे श्रतिचार में प्रशंशा को दोष बतलाया गया था 
श्रीर इसमे सस्तव को वर्जित किया गया है । 'सस्तव' शब्द 
का अर्थ है-परिचय' । सहव्यस से जो विशेष परिचय होता है- 
साथ खाना, साथ पोना आदि, वह सस्तव कहलाता हैं। 
सम्यरदष्टि को परपाखण्डियों के साथ ऐसा परिचय नही रखना 
चाहिए । 

पर पा/खण्डियो के सहवासत में रहने से भोले लोग ठनकी 
क्रियाभो को देखकर, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विनलित हो 
जाते हैं । देखा-देखी वे वेसी ही क्रियाए करने लगते हैं ओर 
घोरे घीरे सम्यवत्व से ग्रिर जाते हैं । इसी दृष्टि से पर“ 
पाखण्डियो के साथ परिचय करने का निषेघ किया गया है । 


(१३५) 


कहा जा सकता है कि शअ्रगर परपाखण्डियों के साथ 
परिचय को भी श्राप वर्जित कर रहे हैं, तब तो हमे श्रलग 
ही अपना ससार बसाना पड़गा ! इस ससार से रह कर 
तो बचना कठिन है । 


मगर मेरे कहने का श्राशय यह नही है कि सम्य- 
रृष्टि किसी के साथ परिचय ही न करे । यहा उन लोगों 
के साथ परिचय करने का निषेघ किया गया है, जो कपो- 
लकल्पित सिद्धान्त को मानते हैं श्रौर समभाने पर भी 
पपने हठ को नहीं छोड़ते । बल्कि दूसरे का खडन शभौर 
शअ्रपना मडत करने के लिए ही उद्यत रहते हैं । 


एक पतिब्नता सहिला ऐसी पतिब्नता के साथ ही परि- 
चय करेगी जो उसके पतिक्नत घर्म के पालन में सहायक हो 
सके ।॥ वह उसी की सगति फरेगी । पतित्नत घर्मं का पालन 
करने वाली किसो वेश्या के साथ श्रपन्री घनिष्टता स्थापित 
नहीं करेगी, क्योकि वेश्या उसके धर्म की विघातिका हो 
सकती है, सहायिका नही हो सकती । 


इसी प्रकार सम्यरइष्टि भी गुणी जनो की ही सग्ति 
करता है श्रोर अपने समक्षित के विधातक परपाछख॒ण्डियो की 
सगति को त्याग्रता है । 


गुलिश्तां मे मैंने एक कहानी पढी थी | एक बाय 
बादशाह शअ्रपने स्तानगृह मे गया । वहा पड़ी हुई मिट्टी में से 
एक प्रकार की सुगरध भाई । बादशाह ने श्रपने नौकरों से 
पूुछा--इस मिट्टी मे ऐसी खुशबू कहाँ से श्राई ? 

तौकर बोले-हुजूर ! यह मिट्टी वाग की है। इसके 


(१३१६) 
ऊपर फूल थे। उन फूलों की खुशबू इसमें श्रा गई है । , 


यह सुनकर बादशाह कहने लगा-वाह रे फूल ! तेरी 
भी बलिहारी है ” तूने श्रपनी खुशबू इस मिट्टी में डाली, 
इस भिट्टी की गघध अपने अ्रन्दर नही पड़ने दी । 


यही बात सम्यग्दष्टि के विषय मे समभनी चाहिए । 
जो सम्यग्इष्टि श्रपने घर्म की सुगध दूसरों के ऊपर डाल दे, 
उसको किसो से भी परिचय करने मे हर्ज नहीं है, परश्तु 
जिन पुरुषो पर दूसरे की छाप पड़ जाती है भौर जिसके 
कारच सम्यक्‍त्व मे डावाडोल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, 
उनसे परिचय नहीं करना चाहिए । 





श्रावक के भेद 


मूलतः श्रावक दो प्रकार के है-त्रती और अन्रती । 
दूसरे प्रकार से श्रावक त्याग की मर्यादा के भेद से आठ 
प्रकांर के हैं । वे इस प्रकार है+-- 


(१) दो करण तीन योग से त्यागी । 
(२) दो करण दो योग से त्यागी । 
-(३) दो करण एक योग से त्यागी । - 
»(४) एक करण तीन योग से त्यागी ॥ 
(५) एंक करण दो योग से त्यागी । 
(६) एक करण एक योग से त्यागी । , 
(७) उत्तर गुणघारी श्रावक, जिसभें भग नही है । 
(८) भ्न्नती श्रावक, जो व्रत धारण नही करता किध्तु 
समकिती ,होता है । | 


श्रावक के ये श्राठ भेद भी मूल है । शास्त्रकारों ने 
इन श्राठ के भी बत्तीस भेद बतलाये हैं । 


““. अहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्नचय और परिग्रहपस्मारा, 


यह पाच अणृत्नत हैं । कोई श्रावक इन पांचों भ्रणुत्रतों का 
पालन करता है भौर कोई कम ज्यादा का । पांचो ब्रत लेने 


( १३८ ) 


वाले भी सब समान रूप नहीं लेते, किन्तु उपर बतलाये 
हुए छः भंगो मे से मिन्‍न-भिन्‍न भंगो से लेते हैं । कोई पांचो 
त्रत पहले भग के अनुसार, कोई दूसरे भग के श्रनुसार, कोई 
तीसरे भग के अनुसार, कोई चोथे, पांचवें या छठे भंग 
के श्रनुसार । इस प्रकार पूर्वोक्त छह भगो के झाधार पके 
पांच श्रणन्रतघारी के छह भेद होते हैं । इसी तरह चार ब्रत 
लेने वाले के, तीन ब्रत लेने वाले के, दो ब्रत लेने वाले के 
भ्रौर एक ब्रत लेने वाले के भी छह-छह विकल्प होते हैं । 
इन सबका योग किया जाय तो ३० भेद होगे । इकतीसवा 
भेंद उत्तरगुणघाशी का श्रोर बत्तीसवा भेद अक्ती श्रावक 
का । इस प्रकार गणना करने से श्रावक के बत्तीस भेद 


होते हैं । 


यहा यह बात ध्यान भे रखनी चाहिए कि श्रावक में 
समकित होना अ्रनिवायें है । जिसमे सम्यक्त्व होगा, वहीं) 
श्रावक साना जा सकता है । सम्यक्‍त्व' के श्रभाव में श्राव- 
कत्व नही रह सकता । जेसे मनुष्यों मे कोई सम्राट होता 
है, कोई राणा होता है, कोई मस्‍्त्री होता है, फिर भी उन 
सब में मनुष्यत्व होना श्रनिवाय है, इसी प्रकाथ कोई श्रावक 
भले मूंल-ब्रतघारी हो या उत्तरगुणघारी, भले पाँचों मूल 
गुणों का पालन करे या एक, दो तीन, चार का, किन्तु उन 
सबसे सम्यक्त्व का होना अनिवाय है। 


ज्ै 


अणद्रतों और महाततों का सम्बन्ध 


जैसे जल के प्रभाव में कमल नहीं होता, उसी प्रकार 
श्रावक घ्मे के अमाव में साधु-धर्म भी नहीं रह सकता । 
श्रावक धर्म रूपी जब की विद्यमानता में ही साधुधम रूपी 
कमल विद्यमान रह सकता है । 

ज कई श्रावक अ्रणव्रतों को जानते ही नहीं हैं 
| पभौर कई जानते बूमभते भी उनकी श्रोर से उदापीन हैं । 
इसी से साधुधमें मे भी गड़बड़ है । उदाहरणार्थ, श्रावकों 
में आवश्यक विवेक न रहने से साधुओं को भी शुद्ध भ्ाहार- 
पानी मिलने भे कठिनाई हो रही है । जब श्रावक ही मशीन 
का पिसा हुमा भ्राटा और चर्बी मिला घी खाने लगे तो 
साधुओं को शुद्ध श्राहार कहां से मिलेगा ? श्वावक अगर 
रजोगणी श्लौर तमोगणी भोजन करने लगें तो साधुओं को 
सतोगणी धोजन किस प्रकार प्राप्त होगा ? 

जिसके यहां खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, उसका 
५ मंच भी शुद्ध रहना कठिन होता है। मगर खेद है कि लोग 
स्वाद के श्रागे विधेक को भूल जाते है । 

प्रायः लोग सीधी चीज लाने मे पाप से बचना मानते 
हैं, पर एकास्त रूप से ऐसा समझना भूल है । कई बार 


( १४० ) 


सीधी चीज से भ्रधिक पाप होता है । छोटी सादडी मेँ 
श्राह्मणों ने बाजार से मैदा लाकर हलुवा बनाया उस्होंने 
ज्यों ही सैदा सेक कर उसमें पानी डाला, वैसे ही बहुत-सी 
छटें पानी के ऊपर तिर श्राई | ब्यावर के सतीदास जी _५ 
गोलछा सीघी चीज लाने के बहुत पक्षपाती थये। एक बार 
घे बाजार से पिसी मिच लाये । धर पर उस मिच की 
तार की छल्नी से छाना तो उसमें से बहुत-सी लाल रंग की 
लटें, (इल्लियां ) निकली । इस प्रकार कई लोग सीधा खाने 
से पाप से बच जाने का विचार करके और भ्रधिक पाप में 
पड जाते हैं । 


न 


तात्पर्य यह है कि श्रावक-घर्म झौर साधु-धर्म का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है'। आवकों में विवेक होगा तो साधु भी 
अपने धर्म का भली-भाति पालन कर सकेंगे । ५ 


३५२ ४ । ५, (६ /* 
झ्रणब्रत श्रौर महात्रत का सम्बध्ध कसा हैं, यह बात 

एक उदाहरण देकर समभाता हूं । किसी जगह कुछ लड़के 
खेल खेल रहे थे। उनमें एक लडका वजीर का भी था ! 
बादशाह - ने अपनी लकड़ी से एक लकीर खीच दी झोर सब 
लड़कों से कहा, इस लकीर को बिना मिटाये छोटी कर दीं 
तो जानें ! ञ 

| लड़के सोच विचार मे पड़ गये । बिना मिटाये 
लकीर छोटी हो तो कैसे हो ? पर्तु वर्जीद के लडके नें 
बादशाह के हाथ से लकड़ो ली श्लोर उस लकीर के पास- 
ही एक बड़ी लकीर खीच दी । बादशाह की खींची लकीर 
छोटी हो गई । तब उस लड़के ने कहा-लीजिए, ' प्राषकी 
लकीर छोटी 'हो गई है ! ह 


( १४१ ) 


बादशाह ने लडके की पीठ ठोककर कह्ा-शाबास, बाप 
का संस्कार बेटे मे प्लाता ही है । 


मतलक्ष यह है कि जैसे उन दो लकीरों में छोटापन 
झ्रौर घड़ापन सापेक्ष था भ्र्थात्‌ बड़ी लकीर होने से दूसरी 
छोटी कहलाई श्रौर छोटी होने से दूसरी बडी कहलाई, उसी 
प्रकार अणव्रत और भहात्रत भी परस्पर सापेक्ष हैं । श्रण- 
ब्रतो की अपेक्षा महावत्रत, महात्रत कहलाते हैं श्ौर भहात्रतों 
के कारण अणत्रत, श्रणुन्नत कहलाते है । प्रणुत्रत तभी होंगे 
जब महांत्रत होगे श्रौर महात्रत्ठ भी तभी महात्रत कहलायेंगे 
जब प्रणब्रत होगे । 0: 





शधावक की त्यागविधि 


जब तक व्यावहारिक जीवन सुधरा हुआ न हो, तब 
तक ईश्वरीय तत्त्व की उपलब्धि कोरी बात ही बात है । 
उदाहरण के लिए कागज पर लिखे हुए दस सेर कलाकंद, ' 
पांच सैर जलेबी, बीस सेर पूडी भौर पांच सेर भुजियों से 
कितने आदमियों का पेट मर सकता है ? कागज पर लिखी 
हुई इन वस्तुओं को चाटने से क्या किसी एक का भी पेट 
भर सकता है ? 

नहीं ! ! 

कहोगे कि यह तो सूचना मात्र है। इसके श्रनुसार 
चीजो को जाने शोर खाने से ही भूख मिटेगी । ठौक है, 
इसी प्रकार यहा भी शास्त्र मे ईश्वरीय, तत्त्व की सूचना 
मात्र है । इस सूचना के अनुसार ईश्वरीय तत्त्व को प्राप्त 
करने के लिए शास्त्रोक्त श्राचार की श्रावश्यकता है । इसी 
उद्द श्य से श्रावकघर्म रूप धारह न्नरत बतलाये हैं । 

बारह ब्रत गृहस्थधर्म का श्राचार है। गृहस्थ छसे 
कहते हैं, जिसके साथ घर, स्त्री, घन प्रादि लगे हैं धोर 
गृहस्थधर्म के उपदेश का अभिपष्राय यह है कि गृहस्थ इस्‍्ही 
सब में फंसा-फंसा अभ्पने जीवन को समाप्त न कर दे | ऐसा 


4 १४३ ) 


न हो कि वह आात्मकल्याण कर ही न सके । गृहस्थ ससार 
के बधन मे है शोर इस बन्धन, मे रहते हुए वह अपना 
* कल्याण किस प्रकार कर सकता है, यह बात, शास्त्रदारो ने 
' बहुत सरल रीति से सममाई है । यद्यपि गृहस्थ एक “देश 
रूप से ही संयम का पालन कर सकता है, फिर भी उससे 
भी भ्रात्मा का कल्याण तो होता ही है ।: 


गृहस्थ श्रावक प्राय: दो करण तीन योग 'से अणुब्रतों 
क्वा पालन करता है । यो तो पहले श्रावको के जो -बत्तीस 
भेद बतलाये है, उनमे श्लौर भी विकल्प हैं, परन्तु दो करण 
तीन घोग से पापो का त्याग करने वाला श्रावक उच्च 
कहलाता है । यद्यपि प्रतिमाघारी उत्कृष्ट श्रावक तीन करण 
शौर तीन योग से भी अणत्नतो का पालन करते हैं, मगर 
थे विरल होते हैं श्लोर छनकी त्यागविधि सभी गहस्थ 
श्रावको पर लागू नहीं हो सकती । 


श्रावक के दो करण, तीन योग में शिष्टाचार रह 
जाता है श्रर्थात जो लोग हिंसा श्रादि कश्ते हैं, उनके साथ 
सम्बन्ध रखने का वह त्याग नहीं करता । 

महाशतक श्रावक ने दो करण, तीन योग से हिंसा 
का त्याग किया था । उसके ब्नत 'स्वीकार करने से पहले ही 
तेरह स्त्रियां थी । इन तेरह स्त्रियों में से रेवती नामक 
स्त्री भ्रत्यन्त कर थी । एक बार रेवती ने सोचा-मेरी 
: सौतें मेरा पति-सुख बटा लेती हैं | ये पति-सुख मे विध्न 
रूप हैं, प्रतएव किसी प्रकार हम्हे श्रपने शास्ते से हटा देना 
चाहिए । जब तक इनकी मृत्यु नही हो जाती, तब तक मैं 
पूरी तरह पति-सुख्त नही भोग सकती । 


(१४४ ) 

« महाशतक पति है, लेकिन उच्च श्रावक है “ओर 
रेवती उसकी पत्नी है जो अ्रपत्ती सोतो के प्राण लेने को 
(तैयार है | भ्रन्तत: उसने श्रपने विचार को; कार्य ,रूप पें 
परिणत कर दिया । उसने अपनी छह सौतों को विषप्रधोग से 


मार. डाला और छह को शस्त्रप्रयोग से । वह छनके जेवर 
घन ओर ग्रोकुल आदि की मालकिन बन बेठी । 


रेवती जेसी स्त्री मिल जाने पर शआ्आवकधमं- 
” घारक पुरुष क्‍या कर सकता है, इस पर दृष्टिपात कीजिए। 
श्राज के लोग होते तो उस स्त्री को या ,तो मार डालते 
या घर से बाहर निकाल देते या जाति से बाहर कर देते । 
' मगर उस समय की सामाजिक परिस्थिति के श्रनुस्तार महा- 
शतक ने न उसे मारा भशौर न घर से बाहर ही निकाला। 
/ भहाशतक को अपनी स्त्रियो की मृत्यु का कारण ज्ञात न 
हुआ हो, यह बात भ्रसभव सी मालूम होती है । यह कंसे 
सभव है कि जिसकी बारह स्त्रियां विष भौर शस्त्र से मारी 
जाए उसे कारण का पता न लगे । 


महाशतक ने दो करण, तीन योग से हिसा का त्याग 
किया था, श्रनुमोदना से त्याग नहीं किया था ! वह जानता 
था कि इस ससार से निकल कर सर्वविश्त साधु हो जाना 
- बहुत श्रच्छा है, किष्तु जब तक संसार से निकल न जाऊ तब 
तक श्रावक घर्म का पालन करना ही श्रच्छा .है । गाड़ी को 
फेक देना दूसरी बात है श्रोर उसे खीच कर पाय लगा देना 
“दूसरी बात है । 

भ्राज के लोग हिंसा को तो बुरा: समभते हैं “परन्तु 
व्यभिचार को उतना बुरा नदी मानते । हत्या करने वाले 


( १४४ ) 


की तो लोग निन्‍्दा करते है परत्तु श्‌ ललमख हला व्यभिचार 
करने वाले को वैसी निनन्‍दा नहीं करते । लेकिन उस समय. 
में व्यभिचार को हिंसा से बुरा माना जाता था, रेवती 
पूर्णरूपेणा पति-सुख चाहती थी, पर व्यभिचा रिणी नहीं थी । 
, भ्रतएवं महाशतक ने सोचा होगा कि मैंने दो करण. तीन 
योग से हिंसा का त्याग किया है । अतः; इससे सबंध त्याग 
कर इसे घर से निकाल देने की अपेक्षा मुझे ही ससार 
त्याग देना योग्य है । पर मुझ मे अभी ससार त्याग देने 
की शक्ति नहीं है । जब मैं ससार नहीं त्याग सकता तोः 
रेवती को त्यागना भी ठीक नही है । यह प्रभी तो हिसिका 
है, घर से निकाल देने पर व्यभिचारिणी भी हो जाएगी 
श्रौर तब दोनो कुलो को लजाएगी । इसमे मुभ को ही 
चाहने का जो गुणा है, उसी ग्रण को महत्त्व देकर 'घर में 
रखना हो उचित है। बाहर निकाल कर इसका श्रौर अपना 
हि फजीता करने से कुछ लाभ न होगा । 


मेरे खयाल से इसी प्रकार का विचार करके महा- 
शतक ने रेवती को घर से न निकाला होग़ा । 


महाशतक ससार से घबरा गया । वह दीक्षा तो न 
लें सका, किन्तु प्रतिमाघारी श्रावक बन गया । रेवतो ने 
पुनः सोचा--महाशतक ससार-व्यवहार से अलग ,हो गया, 
प्रतः पति-सुख तो मुर्के फिर भी न मिलता । किसी प्रकार 
पति को उसके ब्रत-नियम से विचलित करू श्लौर फिर 
_>गृहस्थी मे लाकर सप्तार-सुख भोगू । 


प्रगर रेवती पर-पुरुप को चाहने वाली होती तो 
भ्रपने पति को डिगाने क्यो जाती ? बल्कि घह तो यही 


( १४६ ) 


सोचती कि--अ्रच्छा है, कटक दूर हुआ । परन्तु रेवती श्रपने 
पति को डिगाने गई, इससे स्पष्ट है कि वह महाशतक पर 
ही भ्रनुरक्त थी । 


रेवती विकराल रूप घारण, करके वहा गई, जहां' 
महाशतक ज्ञान-ध्यान में लीन था | महाशतक को उस समय 
श्रवधिज्ञान प्राप्त हो चुका था । रेवती ने महाशतक्क से कहा, 
तुम्हे सभी प्रकार की भोग-सामग्री प्राप्त है; फिर भी तुम 
खानपान भौर भोगविलास' छोड़ कर यहा जिंदगी नष्ट कर 


रहे हो ! 


यद्यपि रेवती का उपालभ विवेकहीन था, फिर भी 
महाशतक मौन रहा । रेवती ने तीन बार यही कहा, फिर 
भी वह क्षमा का सागर ही बना रहा । परन्तु रेवती भी न 

मानी । तब वह सोचने लगा--यह कुछ श्रोर सोचती है, 

कुछ श्रोर सोचता हु। महाशतक ने उपयोग लगाया तो 
उसे मालूम हुआ कि रेवती सर कर रत्न-प्रभा नरक मे 
भचौरासी हजार वर्ष के' लिए जाएगी । तब उसने रेवती से 
कहा- तू मर कर चौरासी हजार वर्ष तक नरकवास करेगी । 


महाशतक के मुख से यह बात सुनकर रेवती समझी 
कि मेरे पति क्रद्ध हो गये । वह कापती हुई वहां से हट 
गई । 


भगधान्‌ महावीर ने इस घटना को ज्ञान से जान कर 
फहा--गौतम ! ससार मे अ्रधेरा हुआ ! 


गौतम ने पुछ्धा--भगवन ! ऐसा क्यों कहते हैं ? 


( १४७ ) 


भगवान्‌ ने कहा--महाशतक श्रावक ने संथारा-सलै- 
खना लेकर किसी भी जीव को किचित्‌ भी कष्ट न देने की 
प्रतिज्ञा की थी, प्रठारहों पाप त्याग कर प्राणी मात्र को 
मित्र मान लिया था, फिर भी उसने रेवती को नरकवास 
से डरा दिया । उसने अवधिजशान का जो उपयोग किया है, 
बह श्रावक को नहीं कल्पता । 


भगवान्‌ ने रेवती और महाशतक का पूरा किस्सा 
गौतम स्वामी को सुना कर कहा--गौतम [! तुम जाओ्रो 
श्रौर महाशतक को समभका कर कहो कि श्रावक को ऐसा 
करना नही कल्पता, श्रत। झ्पने इस कृत्य के लिए श्लालो- 
चना करो, निन्‍दा करो, घृणा करो । तब तुम्हारी पझात्मा 
शुद्ध होगी । 


जो गौतम स्वामी, बुलाने पर भी नरेण्द्र के घर भी 
नहीं जाते थे, वे भगवान्‌ की बात सुनकर, भहाशतक श्रावक 
को पाप से छुड़ाने के लिये उसके पास गये । महाशतक ने 
गौतम स्वासी की वन्दता-नमस्कार करके कहा--भगवन्‌ ! 
हाज श्राप बिना बुलाये ही पधार गये, यह बड़ी कृपा की । 


गोतस स्वामी बोलें--तूने श्रपराध किया है, इस 
कारण में श्राया हू ॥तू ने रेबती को मरणभय उत्पपस्त किया 
है । ऐसा करना प्रतिमाघारी श्रावक की मर्यादा के विरुद्ध 
है । 

गौतम स्वामी की वात मानकर महाशतक ने श्रालो- 
चना-तिनन्‍दा करके शभ्रात्मशुद्धि की । 


मतलब यह है कि संसार के ऐसे कारणों से ही 


+. 


न] 


8३ 


( रैं४८ ) 


गहस्थ श्रावक दो करण, तीन योग से व्रत स्वीकार करता 
हैं । ससाएं में रहते अनुमोदन का पाप लग ही जाता है । 
इस प्रनुमोदनाजनित 'पाप का भागी होने से वह तीन करण 
झौर तीन योग से ब्रतों को स्वीकार नहीं करता । 


दो करण, तीन योग से भी ब्रत स्वीकार करने के 
विषय में यह शंका होती है कि शभ्रणक्नतों को दो करण 
तीन थोंग से भी गहस्थ किस प्रकार निभा सकता है ? 
परन्तु विचार करने से विदित होता है कि दो करण, तीन 
योग से अत अग्रीकार करके भी श्रावक सुखपुर्वक अपना 
जीवन यापन कर सकता है । समभने-समभाने की अपू्णता 
के कारण ही यह कहा जाता है कि जैनघर्म किसी विघवा 
या त्यागी से मल निभ सके, गहस्थों से नहीं निभ सकता। 
वह तो चारों ओर से, जीवन को नियमों से बांघ लेता है । 
लेकिन ऐसा समभना भ्रम मात्र है | शास्त्र कहते हैं कि 
किसी वस्तु पर से आसक्ति हटाने के लिए त्याग किया 
जाता 'है भोर उस त्यागी हुई वस्तु पर फिर श्रासक्ति न हो 


इस उद्देश्य से, किवाड वद करने के क्षमान, ब्रत लिये 
जाते हैं । 


. आप कोई कीमती रत्वन कमाकर लावें श्रौर उससे घर 
में रखें / घर में चोद श्रादि का भय हो क्या घर के किवाड 
तहीं लगाते ? 'ज्ञगाते है ।' 


इसी प्रकार श्रात्मघर्म को पालने के लिये, जीवन में 
अव्यत श्रौर गफलत रूपी चोर न घुसे, इस अभिष्राय से अत 
लेकर सीमा वाध ली जाती है या ब्त रूपी किवाड़ लगा 


( १४६ ) 
लिये जाते हैं । 


कहा जा सकता है कि अतों में बंध जाना, केद हो 
जाना, क्या उचित है ? इसके उत्तर में कहना चाहिए कि 
” शास्त्रकारों ने गृहस्थ धर्म झौर साधु घर्म ऐसे दो धर्म बत- 
लाये हैं। जिसकी भावना आत्मजागृति श्रौर भव-भ्रमण से 
छूटने की हो उसे तो ससार को स्वथा त्याग देना चाहिये। 
झात्मकल्याण, ईश्वरोपासना शोर परमार्थ के लिए' जो 
संसार को सर्वेथा त्याग देता है, वह साधु या सम्यासी 
कहलाता है । श्रगर श्राप इस साधुधर्स को स्वीकार नहीं 
कर सकते तो महात्मा लोग पश्रपको जबरदस्ती साधु बनाते 
ही नही हैं क्योकि स्वतन्त्रता से किए गये जिस काम , से 
घुख होता है, परतत्रता से करने पर उसी काम से दुःख 
होता है । स्वतत्रता से सेवन करने वाले को सेवा करने से 
रोको तो भी वह नहीं रुकेगा श्रौर परतत्नतापूर्वक सेवा 
करने के लिए सेवक को मारो तो भी वह सेवा नहीं करेगा 
झ्ौर यदि करेगा भी तो दु खी होकर । उदाहरणार्थ--एक 
बाई के बच्चे ने पाखाना कर दिया । शभ्रगर किसी दूसरी 
बाई. से उसे साफ करने को कहा जाय तो उसे दुःख हागा'। 
मगर उस बच्चे की माता बिना कहे हो सफाई कर देगी । 


तात्पये यह है कि झ्तो को श्रगीकार करना श्रथवा 

न करना, मनुष्य की इच्छा पर निर्मर है । कोई जबरदेस्ती 
“ करके फिसी को अ्रत नही देता । ऐसी स्थिति मे ब्रत भ्रगर 
वश्चन है तो वह स्वेच्छा से स्वीकृत बन्धन है । श्रपने 
जीवन के श्रेयस्‌ के लिये, श्रात्मा के उत्थान के लिए झौर 
झपने भविष्य को मंगलमय वनाने के लिये मनुष्य स्वेच्छा 


( ६४० )] 


से कुछ बन्धन स्वीकार करता ही है । ऐसा किये बिना न 
समाज की व्यवस्था स्थिर रह घकती है भ्रोर न जीवन का 
विकास ही हो सकता है ! 


यह प्रश्न किया जा सकता है-कि जब हिंसा .बुरी है 
तो श्रावक हिंसा की अनुमोदना का भी त्याग क्‍यों नहीं 
करता ? वह हिंसा करने वाले से परिचय रखना क्‍यों नही 
व्यागता ? 


इसका उत्तर यह है कि श्रावक ने श्रभी प्रपमे में 
की हिंसा त्यागी है, श्रभी संसार नही त्यागा है, वह पुत्र- 
पौत्र श्रादि के साथ जुडा है, उसके ममत्वभाव का छोडना 
नही हुआ है, अ्रतएव वह हिंसा करने वाले से परिचय 
रखना नहीं त्याग सकता क्योंकि सभव है, उसके श्रात्मीय 
जनो में से ही कोई हिंसा करे श्रौर वह उसको छोड न 
सके । इस सम्बन्ध में महाशतक श्रावक का उदाहरण दिया 
ही जा चुका है । 


धर्म का कथन सभी प्रकार के लोगो के लिये है । 
इस धर्म को बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी धारण कर प्॒क़ते 
है श्रोष वारह आने की पू'जी से व्यापार कश्ने वाला पूनिया 
जैसा गरीब श्रावक भी घारखण कर सकता है । इस धर्म के 
ध्राचरण के नियम सभी श्रेणियों के लोगो को ध्यान मे 
रख कर वनाए गए हैं । भ्रात्मिक घर्मं के लिये सभी को 
समान स्वतन्त्रता है। यही कारण है कि घर्मांचरण की 
विधि में व्यापक विचार से काम लिया गया है । 


गृहस्थ श्रावक के पुत्र-पौत्र आदि उसकी नेश्राथ में 


( १५१ ) 


रहते हैं, इसलिये उनके द्वारा की हुई हिसा से ससगेदोष' ही 
नहीं लगता, किश्तु कभी-कभी उसके लिए प्रेरणा भी करनी 
पड़ती है | उदाहरणार्थ--दो करण, तीन योग से द्रत स्वी- 
कार करने! वाले ने किसी से कहा-'उठो, भोजन करलो ॥ 
इस प्रकार कह कर उसने भोजन करने की प्रेरणा की, 
किन्तु खाने वाला यदि राज्याधिकारी हो ओर पअ्रभक्ष्य 
पदार्थ खाबे तो क्‍या होगा ? श्रमर उसके साथ सर्वंथा सबध 
त्याग दिया जाय तो क्लेश की वृद्धि होने की संभावना 
है । यदि वह कम पापी हैं तो सम्बन्ध तोड़ देने पर उसका 
पधिक पापी होना भी सभव है। सबंध रख कर उसे 
सम्मार्ग पर लाया जा सकता है । 


मतलब यह है कि गृहस्थ होने के कारण भ्रावको का 
इस प्रकार सबध बना रहता है । किसी श्रच्छे काम के 
लिये मनुष्यों से गति-अवरोध न हो, इसी लिये तीसरा करण 
ख्‌ला रखा गया है । इससे पापी को भी काम में लगाने में 
फोई झड़चन नही हो सकती । 


यहा एक प्राशका हो सकती है । वह यह कि श्रावक 
के त्याग करने के ४६ भग है । उनमें एक भंग तीन करण, 
तीन योग से भी त्याग करने का है | ऐसी दशा में आपने 
दो करण, तीन योग से त्याग करने वाले को उच्च श्रावक 
क्यो माना ? क्‍या ऐसा मानना सृत्रविरुद्ध नही है ? , 

इसका समाधान यह है कि तीन करण, तीन योग से 
घही श्रावक ग्रत स्वीकार कर सकता है, जो ससार त्याग 
कर प्रतिमाधारी बसे । जो ससार मे बंघा हुआ है, वह 
तीन करण तीन योग से द्रत को नही निभा सकता । द्वा, 


( १५२ ) 


वह किसी खास प्रकार का त्याग तीन करण, तीन योग से 
कर सकता है । उदाहरण के लिए, स्वयंभूरमण समुद्र के 

मच्छ मारने का तोन करण, तीन योग से त्याग करे तो उसे 
निभा.सकता है क्योकि वहा तक कोई मनुष्य पहुच ही नहीं 
सकता -। । है 


इसी प्रकार गहस्थ श्रावक किसी भी जाति में रह कर 
स्थल हिंसा का दो करण, तीन योग से त्याग कर सकता 
है श्र श्रावकपन पाल सकता है । | 


गहस्थाश्रम मे रहने वाला जाति को छोड़ नहीं सकता 
श्रौरन जाति के लोगो के लिए वह इसे बात कां ठेका दी ले 
सकता है कि जाति के लोग न स्थल हिंसा करेंगे भौर 'न 
करायेगे । श्रौर जा हिसा करते-कराते हैं, उनके साथ संवध 
रखने से प्रनुमोदत का पाप लगता ही है । इस बात को 
लक्ष्य मे रख कर गृहस्थ को दो करण, तीन योग से त्याग 
करना बतलाया है । इस प्रकार का त्याग करने से गृहसुष 
के संसार-व्यवहार मे बाघा नहीं श्रा सकती । 


, यहा तक अनुमोदन करण को ख्‌ूला रखने के कारणों 
पर विचार किया गया है । श्रब तोन योगो के विषय थे भी 
थोड़ा समझ लेना चाहिए । 

शास्त्रकाद कहते हैं कि प्रत्येक करण के साथ मन, 
वचन झौर काय रूप योग का सम्बन्ध है। श्र्थात्‌-- 
(१) हिंसा करूगा नहों, मन, वचन काय से । 
(२) हिंसा कराऊगा नहीं, मन, वचन, काय से । 
(३) हिंसा का अनुमोदन क्रूगा नहीं, मन, ,वचन, 
काय. से । 


(१५३) 


जिसने प्रनुमोदत करना नहीं त्यागा है, उसके लिये 
प्रनुमोदत सम्बस्धी मन, वचन श्रौर काय भी खले रहते हैं । 


उदाहरणार्थ--किसी ने स्वयं झपने लिये सौदा किया, 
किसी ने अपने लिये घुनीम से सोदा कराया श्रोर किसी ने 
सौदा करनें वाले को सम्मति दी | यहां श्राप स्वयं किये 
हुए श्रोर मुनीम से कराये हुए सौदे के हानि-लाभ को त्तो 
भोगेंगे, किप्तु जिसे सलाह दी है, उसके हानि-लाभ को नही 
भोगेंगे । उसे सलाह देने के कारण आपको श्रनुमति का 
दोष अवश्य लगा है, पर श्रापके दो करण, तीन योग से 
स्वीकार किये व्रत मे उससे कोई बाघा नही आई । 


यहा इस बात को ध्यान मे रखना चाहिये कि श्रावक 
विवेकवान्‌ होता है श्रोौर समस्त पापों से पूरी तरह बचने 
की भावना भी रखता है । श्रतएवं जहा तक सम्भव होगा, 
वह पापों से बचने का ही प्रयत्न करेगा । वह वृथा उस 
परिस्थिति में शक्यत्याग पाप का आचरण नहीं करेगा । 
प्राशय यह है कि घ॒र्मं के विशालतर प्रागण में सभी के 
लिए स्थान है शोर जो जितना घममे का श्राचरण करेगा 
झौर पाप से बचेगा, वह उतना ही भ्रपना कल्याण करेगा। 





श्रावक ओर विवेक 


पा 


शास्त्र, नीति श्रौर ससार--व्यवहार आ्रादि सब में 
विवेक ही को वड़ा माना है । विवेक के बिना कोई काम 
अ्रच्छा नही होता । ऐसी दशा में धर्म मे विवेक न रखने 
पर घर्मं की बात कंसे ठीक हो सकती है ? अ्रविवेक के 
कारण घर्म की बात भी श्रघर्म का रूप ले लेती,है भोर 
विवेक से श्रधर्म की बात या अधर्म का समझा जाने वाला 
काम भी घम्म रूप मे परिणत हो सकता है । सुवुद्धि प्रधान 
ने विवेक से गनन्‍्दे पानी को भी अच्छा बना लिया भौर 
राजा को प्रतिवोध देकर घर्मात्मा बना दिया । इसी तरह 
प्रविवेक से अ्रच्छी वस्तु भी बुरी बना दी दाती है। जैसे 
प्रत्येक सासारिक काम घें विवेक की श्रावश्यकता है, ऐसे ही 
धर्म में भी विवेक ही प्रधान है । 


भ्रल्पपाप और महापाप के विषय में कई लोग मुझे 
कहते है तथा पन्नों में भी इसकी चर्चा चलती है। इससे 
कई ग्ृहस्थों ने मुझसे कहा कि आपकी मान्यता क्‍या हैं! 
इसलिये पश्राज में अपनी मान्यता प्रकट करता हूं । 


( १४५ ) 


कईं लोग प्रश्न करते हैं कि हलवाई के यहाँ से सीधी 
चीजें लाकर खाने में कम पाप है या घर मे बना कर खाने 
में कम पाप हैं? इसी तरह कपडे और मकान के ,लिये भो 
प्रश्त करते हैं श्नौर होते-होते यहां तक .प्रश्त करने लगते हैं 
“कि हाथ से चमडा चीर कर जूता बना कर पहनना ठीक है 
या सीधा खरीद कर पहनना ठीक है ? जूते का प्रश्न तो 
शायद इस लिए किया जाता होगा कि जिससे इस तरह की, 
बात सुनकर लोगो के विचार मेरे विरुद्ध हो जावें । 


कई लोग तो मेरे विवेक विषयक कथन को यह रूप 
देते हैं कि महाराज तो हाथ से रोटी वना कर खाने को 
कहते हैं । ऐसा प्रसत्‌ रूप बना कर सावद्य उपदेश देने 
वाला बताते हैं । लोग पाप से बचना चाहते हैं श्रौर श्रपने 
समाज के लोग सावचद्य उपदेश देने वाले को साधु नही 
मानते । श्रतः मेरे विषय में यह कहा जाता है कि महा- 
राज तो सावच्य उदेपश देते हैं। इस तरह के कथन का 
उद्देश्य तो यही हो सकता है कि लोगो का चित्त मेरी -भोर 
से उतर जावे । लेकिन पूर्वजों का न मालूम क्‍या पुण्य हैं 
कि उन लोगो के इस तरह भाक्षेप करने पर भी लोगो का 
चित्त मेरी ओर से नहीं हटता । फिर भी मैं आपसे यह 
कहता हूं कि किस्ती विषय की शका अपने चित्त में रहने 
देना ठीक नही है । शास्त्र में शका काक्षा विचिकित्सा श्रादि 
समकित के पाच शअ्रतिचार कहे हैं । अतिचार तो भ्ौर ब्रतों 
-के भी हैं किन्तु गतो के श्रतिचा? से समकित के श्रतिचार : 
बड़े हैं । इसी से वहां 'पयाला' शब्द शास्त्रकार ने जोड़ा है । 


किसी बात की शका होने पर भी सकोच के कारण 


( १५६ ) 

था किसी प्रन्य कारण से उस शंका को न मिटाने से शंका 
बनी ही रह जाती है और हृदय में शका रहने पर गीता 
में भी कहा है कि--संशयात्मा विनश्यत्ति” | इस तरह 
शका रह जाने से हानि होती है । सशय से हानि होने की 
बात मैं ही नहीं कहता हू किन्तु सभी कहते हैं ! श्रद्धा को. 
सबने महत्त्व दिया है ध्लौर कहा है कि “श्रद्धामयो<्यं पुरुषः” 
भ्र्थात्‌ पुरुष श्रद्धामय है । जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह 
बन जाता है । इस तरह श्रद्धा को सबने महत्त्व दिया है । 
शका से श्रद्धा मे दोष श्राता है शौर जब श्रद्धा में ही दोष 
भा जायगा तब बचेगा ही क्‍या ? इसलिये शका को मिटाने 
में सकोच करने की जरूरत नहीं है, शंका तो मिटानी ही 
चाहिये । 

भ्रब जो श्रल्पारम्भ महारम्भ का प्रश्न है, वह उन्हीं 
के लिए हो सकता है, जा सम्यग्दष्टि और ब्रती हैं। 
मिथ्यात्वी के लिए तो हो ही नहीं सकता क्योकि जहां बडा 
कर्ज लदा हुआ है, वहां छोटे लेन देन की गिनती ही क्या ? 
जैसे १-२-३-४-५ मे बडी संख्या दस हजार की है । 
जिस पर दस हजार रूप मिथ्यात्व का कर्ज लदा हुम्ना है, 


वहा पाच पेतालीस के लेन-देन की बात ही क्‍या की जा 
सकती हैं ? 


जहां मिथ्यात्व का ही पाप सिर पर घूम रहा है, 
वहा दूसरी वात करने की जरूरत ही नही रह जाती ।:. 
परन्तु जो सम्यग्रष्टि हैं उनको तो इस बात का विचार 
रखना ही चाहिए कि क्‍्नल्पपाप और महापाप वौसे और कहां 
होता है ? में निश्चय से तो नहीं कह सकता कि यह काम 


( ११७) 


भ्रल्पपाप का है शौर यह महापाप का है परत्तु मैं भ्ल्प' 
शोर महापाप के साथ विवेक को जोडता हूं श्ौर यह केंहता 
हूँ कि जहां विवेक है, वहां तो भ्ल्पपाप है श्लौर जहां विवेक 
नही है वहां महापाप है । मैंने एकान्त पक्ष से कभी ऐसा 
नहीं कहा है किष्तु यही कहा है कि भल्पपाप और महापाप 
विवेक-भ्रविवेक पर भ्रवलम्बित है । के 


जो फाम महारम्भ से होता है, वही काम विवेक 
होने पर प्रल्पारम्भ से भी हो सकता है श्रौर जो ,काम 
प्रल्पारम्भ से हो सकता है वही भविवेक के कारण महारम्भ 
का बन जाता है । इस पर में श्रपने ही भनुमव का उदा- 
हरण देता हूं । जब मेरी झायु करीब दस बारह वर्ष 
की होगी, उस समय की बात - है कि जिस ग्राम मे मैं 
उत्पन्त हुआ था वह मकक्‍की-प्रधान प्रदेश है । वहां मकक्‍की पक 
जाय तब तो श्रानध्द मनाते हैं श्रोर मक्की न पकने पर वर्ष 
खराब समभते हैं । उस ग्राम के बड़ ->बड लोगो ने मिलकर 
गोठ करने का निश्चय किया । जिस देश मे जो चीज पैदा 
होती है वहाँ उसी चीज के खाने का रिवाज होता है 
ग्रत: उन लोगों ने मक्‍की के भजियें आदि बनाने का विचार 
किया । 


मक्‍्की के भूजिये बनाने के साथ ही भंग के भुजिये भी 

बनाने का विचार हुआ । मेरे मामाजी ने मुझसे कहा कि 
> बाड़ में भग के पौधे खड़े है, उनमे से भग की पत्तियात्तोड 
लाभो । उस समय भग के विषय में श्लाज की तरह का 
कायदा न था । इसलिए जगह-जगह उसके पौधे होते थे । 
मेरे संसार के मामाजी वहां प्रतिष्ठित माने जाते थये। 


| (४८ ) ' 


राज्य में भी उनका सम्मान था। धर्म का भी पा 
रखते थे । संभवत" चोविहार भी करते थें..प्रौर ,प्रतिकमण, 
भी प्राय: नित्य किया करते थे । ' 


उनके कहने पर मैं दोड गया श्रौर खोला. [ गोद ) 
भर कर जो करीब सेर भर होगी, भग लाया ; मैं गा 
चुका हूं कि वे घर्म का भी विचार रखते थे, इसलिये भ्रधिक 
पाप के भय से डरना स्वाभाविक था ।.वे मुझसे, कहने 
लगे कि इतनी भग क्‍यों तोड लाया ? थोड़ी-सी भंग की. 
जरूरत थी ? इस तरह थोड़ी-सी भंग फी- जगंह “बहुत -मग 
लाने के कारण उलाहना देने लगे । लेकिन वास्तव में मेरा 
ही कसूर था या उनका भी ? वह श्रधिक पाप मेरे! को ही 
हुआ था उनको भी ? मैं बच्चा था, इससे मुझ में विवेक 
नहीं था श्रौर न उच्होने कहा था कि कितनी लाना । इस 
तरह उन्होंने विवेक दिया, न बच्चा होने के कारण मुभ 
में विवेक था। इस तरह श्रधिक पाप का काएण अविवेक 
रहा । यदि विवेक होता तो वह अ्रधिक पाप क्‍यों होता ” 


इसलिये पत्ता त्तोडने का कायें करने के बजाय हे में 
श्रधिक पाप हुआ, क्योकि श्रपने हाथ से लाते तो जितनी 
श्रावश्यकता थी उतनी ही लाते, श्रधिक नहीं । 


विवेक न होने के कारण श्रल्प पाप होने की जगह 
महापाप होने के प्रौर भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते 
हैं । सेठ वरदभाणजी कहते थे कि में जगल गया । घहा 
नौकर से पानी भर लाने के लिये कहा | वह वनस्पति 
लीलोतरी फूबण 


( १५६ ) 


मोज कर उसी में घोकर जैसा-तंसा छाना-बेछाना पानी 
भर लाया । अरब यह अ्रधिक पाप किसको हुआ ? इसका 
कारण कया हैं ” क्‍या यह पाप करने वाले को ही हुआ, 
कराने वाले को नहीं ? यदि सेठ स्वय पानी , भरने जाते 
झौऔर विवेक से काम 'लेते तो कितना पाप टाल सकते थे ? 
लेकिन इन्होने नौकर को भेजा भर उसने विवेक नही रखा । 
वह सेठ का द्वी भेजा हुआ गया था । इसीलिये क्‍या सेठ 
को उसका पाप नही लगा ? 


मतलब यह है कि इस तरह करने की श्रपेक्षा दूसरे 
से कराने मे ज्यादा पाप हो गया या नही ? फिर भी किसी 
के मत्त मे कोई सन्देह की बात हो तो वह मुझ से शान्ति 
से पूछ सकता है | मुभसे पूछने के विषय .मे किसी तरह 
की कोई रुकावट नदह्दी है । 


इस धर्म के प्रवर्त्तक क्षत्रिय थे और यह घम प्राय। 
क्षत्रियों के पालने योग्य है | इस घर्म को राज्य करने वाले 
भी पाल सकते है । उदायन राजा सोलह देशो का राज्य 
करते थे, फिर भी वे अल्पारम्भी थे या महारम्भी ? इतना 
राज्य करते हुए भी वे धल्पारम्भी रहे, इसका क्‍या कारण 
है ” इसका कारण यही है कि वे श्रावक होने के कारण 
विवेक से काम लेते थे । इसीसे भगवान्‌ ने विवेक मे घर्म 
बताया है । यदि विवेक में घ॒र्म न होता तो यह घर्म क्षत्रियो 
. के पालने योग्य कदापि न रहता किस्तु बनियों का ही रहता 
लेकिन श्राज इस धर्म का ऐसा रूप बना दिया जाता है कि 
जिससे यह घरछ्के केवल बनियो के ही काम का मालूम होता 
है । विवेक रखते हुए राज्य करने पर भी दाजा इस पर्म 


॥ 


4 


(| 


( १६० ) 


का भलिभांति पालन कर सकता है श्रौर महारम्भी भी नहीं 
कहुला सकता । इस तरह कभी करने में ज्यादा पाप, हो 
जाता है,-कभी कराने में ज्यादा पाप हो जाता है ओर 
कभी अनुमोदन में ज्यादा पाप हो जाता है लेकिन विवेक न 
रखने से करने श्रौर करान में भी उतना पाप नहीं होता 
जितना श्रनुमोदन से हो जाता है । 


* * मान लीजिये एक राजा जैन है । उसके सामने एक 
ऐसा भ्रपराधी आया कि जिसको फांसी की सजा हो सकतो थी । 


' वह राजा सोचने लगा कि मैं तो चाहता हूं कि यह बच 
' जाये तो अच्छा किन्तु इसके श्रपराध की भयकरता को देखते 


फ् 


हुए यदि इसको फासी को सजा न दूगा ता न्याय का उल्लं- 
घन होगा । इस तरह उसने न्याय को रक्षा के खातिर बडे 
संकोच के साथ उसको फांसी की सजा दी। उससे फांसी 
लगाने वालों को हुक्म दिया कि इसको फासी लगा दो । 
फांसी लगाने वाला उस अपराधी को फांसी लगाने ले चला, 
वह भी अ्रपने मन में सोचता था कि यह फासोी लगाने का 
काम बुरा है | में नहीं चाहता कि किसी को फासी लगाऊ 
लेकिन राजा की नौकरी में नांम लिखाया है इसलिये प्रष 
काम करने के समय इन्कार करना ठीक चहीं। राजा भी 
स्याय से बधा हुआ है । इसी से उसने यह हुक्म दिया दै 
भ्रव्यथा वह भी ऐसा हुक्म न देना चाहता हागा । इसी तरह 
मैं भी बंधा हुआ हूं, इसी से यह फांसी लगाने का काम 
करता हू । 


_ इस तरह विचारता हुआ वह उस्त अ्रपराधी को फांसी 
लगाने के लिये ले गया झऔर फासी दी। वहां एक तीसरा 


सह 


' (१६१) 


प्रादमो खड़ा था । राजा ने तो पश्चात्ताप कर हुएते फासो 
फा हुक्म दिया था श्रौर लगाने वाले ने भी मजवृश्न फांसी 
लगाई थी लेकिन उस तीसरे भ्रादमी का फोई हुक्म नहीं 
चलता, फिद भी खडा खडा अति उमगवश हुक्म देता है कि 
कया देखता है ? इसको फांसी लगा दे ! इसको तो फासी 


देना ही ठीक है । लटका दे, देर मत कर, 


प्रब इन तीनो में ज्यादा पाप किसको हुआ ? 
राजा शह्लोर फासी लगाने वाला फासी देकर भो फासी के 
काम की सराहना नही करते हैं लकिन वह आदमी मुफ्त में 
ही फासी लगाने के काम की सराहना करके अनावश्यक 
झ्ाज्ञा देकर महापाप कर रहा है । 


फासी लगाने की जगह पथ्द शौर लोग भी देख रहे 
थे उनमें से जो विवेकी थे वे तो सोचते थे कि यह बेचारा 
पाप के कारण ही फासी पर चढ़ रहा है | यदि इसने यह 
भयकर पाप न किया होता तो इसको फासी क्यो लगती ? 
पध्रपने को भी ऐसे पाप से 'बचना चाहिए। लेकिन जो 
भविवेकी थे, थे कहते थे कि श्रच्छा हुआ जो इसको फासी 
लगी । यह बडा ही दुष्ट था परन्तु चतुर ' नही था। हम 
क॑से चतुर हैं कि श्रपराघ भी कर लेते हैं और राजा को 
खबर भी नहीं होने देते । हमारा कार्य किसी पर प्रकट ही 
नहीं होने पाता । हम वकील तो क्ष्या बडें-बडे बैरिस्टरो 
शौर राजा को भी घोल कर पी जाते हैं। लोग घर्म की 
बात कहते हैं लेकिन हम ऐसे हैं कि धर्म को न मानने पर 
मी आराम में हैं । 

इन दोनों तरह के विधार वाले दर्शको में से महापापी 


( १६२ ) 


कौन धौर प्रल्पपापी कौन हुआ ? इन दोनों तरह के विचार 
वाले दर्शकों में से श्रविवेकी दशकों ने महापाप बाधा या 
नही ? मैं यह नहीं कहता कि कराचे से ही महापाप होता 
है करने से नही, या करने से ही महापाप होता है, कराने 
से नही । में तो यह कहता हू कि जहा अविवेक है, वहा 
महापाप है झौर जहां विवेक है वहा अ्रल्पपाप है। यह बात 
में श्रोर उदाहरण देकश भी बताता हूं । 


एक डॉक्टर चीरफाड़ का काम जानता है लेकिन वह 
कहता है कि मुझ घरणा श्राती है, इस कारण मैं तो भ्रॉपरेशन 
नहो करता । श्रौर ऐसा कह कर वह॒कम्पाउन्डर से भॉपरेशन 
करने के लिये कहता है । कम्पाउन्डर भ्नाड़ी है, होशियार 
नही है । ऐसा हालत मे वह डॉक्टर स्वय शभ्रपने हाथ से भॉपरेशन 
न करके कम्पाउन्डर -से कराये तो उस डॉक्टर को, कराने 
में ही महापाप लगेगा । एक दूधरा डॉक्टर जो स्वयं झॉपरेशन 
करना नही जानता या कम जानता है, वह जानने वालो से 
फहे कि तुम श्रॉपरेशन करदो तो छसको कराते में ,भी 
अल्पपाप ही लगगा * ऑपरेशन तो उसने भी कराया प्रोर 
उसने भी । स्वय तो दोनों ने नहीं किया, परल्तु पहले 
डॉक्टर को तो महापाप लगेगा शौर दूसर को प्नल्प लगेगा । 
इसो तरह कोई तीसरा झादमी स्वय श्रापरेशन करना जानता 
नहीं है लेंकिन जो जानता है, उसे रोक कर स्वय श्रॉपरेशन 
कर तो उसको महापाप हांगा । ऐसे श्रादमी के किया हुझा 
झॉपरेशन कदाथित्‌ सुधर भी जावे तब भी सरकार उसका 
प्रपराघ ही मानेगी कि उसने न जानते हुए भी ऑपरेशन 
किया । उस बहले डॉक्टर के कराने पर भी महाप।क लगा, 
दुसरे के कराने पर भी श्रल्पपाप लथा भ्ौर तीसरे को स्वय 


जा 


( १६३ ) 


करने पर भी महापाप लगा । इसका कारण यही है कि 
इन तीनों में विवेक का अ्रस्तर है । इस तरह संरकार भी 
उस डॉबटर को झ्पराघी मानती है जिपने न जानते हुए 
भी श्रॉपरेशन, किया है, यद्यपि उसका प्रॉपरेशन सुधर गया 
है, तथापि विवेक उसमें नहीं है । इस तरह घर्म मे भी 
विवेक को देखने की परमावश्यकता है । भौर देखिये-- 


एक थाई विवेक-रहित है झौर एक विवेकवती दै । 
विवेक वाली बाई विचार कर कि रोटी बनाने में पाप लगता 
है, परन्तु रोटी खाने और कुटम्बियो को खिलाने की जवाबदारी 
से मुक्त नही है॥ वह उस विधेकरहित बाई को रोटी बनाने 
के काम में लगाती है । वह अविवेकी होने के कारण आग 
तत्त्व भ्लोर उसकी शक्ति को नही जानती थी, इस फारण 
प्रसावधानी से उसके कपड़े मे श्राग लग गई । वह मर 
गई 3 उसके मरते से वह विवेक वाली बाई प्रसन्न होगी या 
भ्रप्रसन्ष ? वह सोचेगी कि मैंने इसको कहा ,रोटी बनाने को 
बेठा दो ? यदि मैं ही विवेक से करती तो यह पश्॒नर्थ नही 
होता । पश्रब कह्ििये उसको कराने में श्रधिक पाप हुप्ता था 
वह स्वय विवेकपूर्वक करती तो ज्यादा पाप होता ? इसी तरह 
एक बाई स्वय तो विवेक रखती नही- परन्तु उस विवेक 
वायो को न करने दे श्रौर आप खद करने बंठे तो करने में 
प्रधिक पाप हुप्ना या नही ? 


इस तरह जहा विवेक है वहा तो करने. में भी भलल्‍्प 
पाप है भ्ौर कराने में भी श्रल्प पाप है पर जहा विवेक 
नहीं है वहा करने में भी सहापाप है भोर कराने में भी 
महापाप होता है । इस प्रकार विवेक से महापाप के कम 


(१६६ ) 


जिन हीज नयणो रे निरखे सुन्दरी तिन हीज बेनड़ जाण। 
पुन्यतरों परिणाामे विचारतां मोटी निपजे रे 'हाम ॥॥ 


यह पुराना भजन 'है । इसमें बताया है कि रक्षाबन्धन 
प्रादि त्यौहार एर बहन पहल ओडढकर अपने पितृयह जाती 
है । वह जवान है, सुन्दरी है, श्वृगारयुक्त है। भाई उसको 
जिन प्रांसो से देखता है, उष्ही श्राखो से श्रपनी स्त्री को 
देखता है किन्तु इन दोनो के देखने में श्रस्तर है या नहीँ ? 
यदि श्रन्तर है तो श्रांखों में है या मन में ? श्रारों तो किसी 
को बहन या स्त्री बनाती हीं नही मन ही बनाता है.। 
वही स्त्रियां जब किसी महात्मा के सामने जाती हैं, तब वे 
उनको बहन ही मानते हैं । 


' इस तरह यह मन पाप भी पैदा करता: है और पुण्य 
भी । इसी लिये कहा है कि इसे संकोच ' कर रखो । पाप 
और पुण्य का कारण मन ही है । कहा है कि--'मंत्र एवं 
मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयो: ” इस तरह काया से न करने 
पर भी जीव मन के द्वारा कर्मबश्घ कर लेता है । 


कोई कह 'सकता है कि जैनघर्म में ,तो मन. वचन, 
काय, इन तीमो को ही कर्मबन्घ का कारण कहा है। फिर 
मन ही को पाप का, कारण कैसे बता रहे हो ? इसका 
उत्तर यह है कि वचन झौर काय के साथ भी ,तो मन 
रहता है । किम्तु इस समय मैं मुख्यतया मन का द्वी वर्णन 
करता हू, प्रतः मन ही के लिये कहता हू । श्राप देखते बहन 
को भी हैं और स्त्री को भी । फिर भी मत के भावों से ही 
पाप भौर पुण्य का बंध होता है । यह बात मनुष्य की हुई | 


(१६७ ) 

झब पशु को भी देखिये-। बिल्ली किसी जगह अपने बच्चो 
को तकलीफ में देखती है तब उनको वहो से हटाने के लिये 
पहले जाकर स्थान देख श्राती है । फिर उन बच्चों को मु ह 
से उठा कर ले जाती है । वे बच्चे उसके मुह भें दवे.हुए 
अ्रज्ञानता के कारण चचा करते हैं, फिर भी श्राप - उन बच्चों 
को छुडाने के लिए क्या दौड़ते है ? क्यो नही दौड़ते ? श्राप 
जानते हैं कि ये इसके बच्चे हैं । इसके भाव मारते के नही 
हैं । समझ लो कि वह बिल्ली बच्चा रख झाई क्रोर इतने 
में ही उसके सामने चूहा भ्राया । उसने चूहे को पकड़ लिया 
वह चुहा भी. उसके बच्चों की तरह उसी के मुह में दबा 
हुआ चू-चाँ करने लगा । तब क्या झ्राप उसको -छुडाने के 
लिये नही दोड़ते है ? क्यो दौडते हैं ? इस कारण कि बिल्ली 
के मन में बच्चो को मारने के भाव-तो नही थे लेकिन चूहे 
फो मारने के भाव हैं । बिल्ली सारे ससार के -चुहों को नही 
, मार सकती फिर भी वह संसार के सब चूहों को वरन मानी 
जाती है क्योकि उसके भाव चूहों को मारने के हैं । वह 
भाव कहा है ” मन में ही न । इस तरह मन ही पाप का 
कारण है । मन बड़ा शैतान है, इसके लिये शास्त्र का 
प्रमाण भी है । 

श्रीमगवती सृत्र में श्री गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर 
में भगवान्‌ महावीर स्वामी फरमाते हैं कि जिस पुरुष ने 
किसा को मारने का सकल्प करके घनुष चढा कर उसको 
कान तक खीचकर बाण छोड़ा, उस समय उस पुरुष को 
“ क्ायिकी श्रादि पाँचों क्रियाएं लगती हैं, क्योकि उसने संकल्प 
करके बाण चढाया था व छोडा था, इसलिए उसको पाचो 
ही क्रिया लगती है । भगवान्‌ महावीर धागे फरमाते है कि 


'( १६८") 


बाण छोड़ने से धनुष, जीवा, बाण श्रादि जिन पदार्थों का 
सयोग मिला है, यह घनुष आदि भूतकाल में जिन' वनस्पत्यादि 
जीवों के शरीर से बने है भर वे वर्तमान मे जिस गति में 
हैं उन जीवों को भी पांची हो क्रिया लगती हैं, भोर जहां 
सकलल्‍प नहीं है वहाँ चार बताई हैं। वही बाण श्राकाश से 
नीचे गिरते हुए भअन्य' जीवो की हिंसा करे तो छउस समय 
उस बाण व लकडी आदि के जीवो को तो पांच जतियाए 
बताई है, और जिसने बाण छोडा था उसे तथा पलुप्े के 
जीवों को चार क्रियाएं बताई हैं वयोकि उसका सकलल्‍प उन 
जीवों को मारते का नही था, अत. उसे चाब हो क्रिया 
बताई गई हैं श्रौर बाण भाला ग्रादि के जीवो को पांच 
क्रियाएं बताई हैं ॥ इसका कारण यह कि निमित्त उनके 
शरीण का है जिसके द्वारा हिंसा होती है । यह बात भगवती 
सूत्र के पांचवें शतक के छठे उद् शे में कही है । इससे यह 
भी सिद्ध हुआ कि जो पाप केवल हम करें वही' लगे, जो 
न करें वह विशेष नहीं लगता, यह बात नहीं है १ 


कहने का सारांश यह है कि किसी समय करने भें 
पाप ज्यादा होता है श्र कराने मे कम होता है । कमी 
कराने में ज्यादा । यह वात विवेक-प्विवेक पर निर्भर है। 
हाँ, यह अवश्य है कि करने की प्रपेक्षा कराने का द्रव्य, फैन, 
काल ज्यादा है, भर कराने की अपेक्षा अनुमोदना की 
ज्यादा है, उसी तरह पुण्य और घर्मं के लिए भी है । फिर 
भी प्रत्येक काम मे विवेक की श्रावश्यकता है । विवेक न 
होने १९ भ्विवेक के कारण घमें का पाप और प्रत्पाएम्स 
का महारम्म भी हो जाता है। 


( १६६ ) 


“कोई यह भी प्रश्त कय सकता है कि जब पाप का 
“कारण -अविवेक ही ठहरा तब यदि करने.वाला-भोर ज़िससे 
कराया जावे वे दोनो ही विवेकी हो और- उस , दशा भ्े 
स्वयं न करंके उस दूसरे से, जो कि विवेकी हैं, केसाया। जाय 
तो क्या हज है'? छस.'दशा में तो कराने थे ज्यादा प्राप ने 
होगा ? फिर तो चाहे कराया जावे या किया मावे तो 
समान ही 'होगा ? इसका उत्तर यह कि विवेक॑ आसरी तो 
'कराने में ज्यादा पांप न लगेगा, लेकिन करने में “करने 'की 
प्रपेक्षा जो द्रव्य क्षेत्र, काल ज्यादा खुला हुआ है, उसका 'पाप 
लो ज्यादा लगेगा ही । इस विषय में विशेषतः विवेक भौर 
मन के भावों से ही भ्रधिक जाना जा सकता है । 


प्रब प्रश्न यह होता है कि हम सामयिक मे बंठते 

» हैं, तब करने भ्रौर कराने का ही पाप त्यागते हैं। जब 

प्रनुमोदना का पाप ज्यादा है तब उसका त्याग क्यो नही 

करते ? बड़े पाप का त्याग क्यो नहीं किया जाता १ 

इसका उत्तर यह है कि प्ननुमोदना का पाप त्यागने की शक्ति 

न होने के कारण ही इसका त्याग नही कराया जाता । 
प्रत्येक काम झपनी अपनी शक्ति के धनुसार ही होता है । 


हि भगवान्‌ ने अनुमोदन का त्याग करने की शर्क्ति नहीं 
देखी, इसलिये उसका त्याग नही बताया है । लेकिन इसका 
यह भ्रर्थ नही है कि करने और कराने के पाप से प्रनुमोदना 
का पाप छोटा है ॥ भाप गृहस्व होने के कारण अनुमोदना 


(१७०) 


के पाप से बच भी नहीं सकते । जैसे श्राप ,सामयिक्क में 
बैठे हैं, उस समय प्लाप करने कराने का त्याग तो करके 
बैठते हैं लेकिन आपके घर पर व दुकान झ्रादि का जो काम 
हो. रहा है क्या उसका भी त्याग करते है ? इस कारण 
अनुमोदना का त्याग कैसे कर सकते हैं ? 


इस प्रकार दुशग्नह का त्याग करके, शास्त्र के विधान 
* को दृष्टि मे रखते हुए, सत्य को समभने का प्रयत्वन करना 
सम्यर्इष्टि का कत्तेग्य है । ' 





व्रत विचार 


अहिसार अत 
सब जीव सुख चाहते हैं । 


मनुष्य-प्राणी, ससार के तमाम जीवों में महा बुद्धि- 
'शाली माना गया है। यह प्राणी स्व-पर का जितलना ज्ञान 
कर सकता है, उतना झौर कोई भी प्राणी नहीं कर सकता । 
जिस प्रकार यह शअ्रपने सुख-दु'ख का ज्ञानी होता है, उसी 
प्रकार इसमें यह भी ताकत है कि यह दूसरे प्राणियों के 
घुख-दुःख का भी ज्ञान प्राप्त कर सके । 


वैसे तो हुए एक मनुष्य को यह 'ज्ञान किसी भ्रश तक 

प्राप्त है, पर सर्वाश मे उष्ही महापुरुषों को प्राप्त होता है, 
जो तीर्थद्धूर तथा सर्वेत्ष कहे जाते हैं । साघारण मनुष्य, 
“ज्यादा से ज्यादा अपनी चक्षु-इन्द्रिय श्रादि की स्थूल-शक्ति' 
जहां तक काम कर सकती है, वहाँ तक किसी वस्तु के बारे 
मे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर तीर्थद्भर या सर्वेत्ञ कहे 


(१७४ ) 


जाने वाले महापुरुषों में, वह शक्ति होती है कि रृष्ट-प्ररष्ट 
तमाम वस्तुश्रों की श्रर्थात्‌ जीव-अजीव की शर्त तक की 
प्रसलियत का ज्ञान रखते हैं । इसलिये शास्त्रकार उनको 
खेयस्ते, (खेदज्ञ) का विशेषण देते हैं । 


यह तो शाप जान ही गये होंगे कि जीव झौर श्रजीव 
फहने में संसार की तमाम वस्तु का ग्रहण हो जाता है | 
तीर्थड्भूर प्रभु व सर्वज्ञों ने हमें ज्ञान कराया है कि समस्त 
जीव, सुख के प्रभिलाषी हैं, कोई भी दुख को पसह्द 
नहीं करता ।* 


संसार के जीवों की इतनी जातियां हैं कि हम उनकी 
गिनती नही कर सकते । अ्रतएवं प्रभु ने हमें इसने तमाम 
जीवों के मोटे पांच भाग कर, सब का बोध कश दिया है । 
वे पांच भाग ये हैं।-- 


'एकेल्द्रिय,बेइर्द्रिय,तैइर्द्रिय,चौ द्स्द्रिय भौर पंचेरिद्रिय । 


श्र्थात्‌-एक इच्द्रिय वाले जीव, दो इन्द्रिय वाले जीव, 
तीन इष्द्रिय वाले जीव, चार इन्द्रिय वाले जीव और पाच 
इरह्द्रिय घाले जीव कु 


-: पथ्वीकाधिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक 
ओर वनस्पति श्रादि । जिनके केवल एक स्पर्श-इस्द्रिय होती 
है, उनकी एकेन्द्रिय जीवों में गिनती हैं, जिनके स्पर्श और 
ससेन्द्रिय हो, उनकी वेइन्द्रिय जीवों में गिनती है, जैसे 


५» फ्रमि श्रादि । जिनके स्पर्श, रस, प्राण तीन इच्द्रिय हो, 


उतकी चीरिदिय जोबों में गिनती है, जैसे चींटो झ्ादि ॥ 


( १७श) 


जिनके स्पर्श, रस, प्राण और चक्षु-इन्द्रिय हो, उनकी 
चौइन्द्रिय जीवो मे पिनती है, जेसे मक्खी श्रादि । जिनके 
स्पर्श, रस, प्राण, चक्ष्‌ शोर श्रोत्र हो उचकी पचेल्द्रिय जीवो 
में गिनती है, जैसे देवता, मनुष्य, तिय्यंच झादि । 


जल में जीव है, यह बात आज के साइन्स ने पूर्ण-रीति 
से सिद्ध कर दी है । हम श्राखो से नही देख सकते, पर 
वैज्ञानिको ने यन्‍्त्रों के द्वारा, जल मे लाखो ,जीव बतलाये 
है, पर ये जल के जीव नही-ये तो त्रस जीव है। जब, खास 
स्थावर-योति के जीवो का पिण्ड है । इससे निश्चय हो 
गया है कि जंन सिद्धान्त सत्य ही है । 


जिस प्रकार, कई लोग जल से जीव नहीं. मानते, 
वैसे ही वनस्पति मे भी नही मानते पर विज्ञान के बल से 
' श्रव यह सन्देह मिटता जाता है । 'वेज्ञानिको ने इनमे जीव 
होना सिद्ध कर दिया है । विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र बोस 
का नाम श्राप लोगो ने सुना होगा । ये ससार के बहुत बड़े 
वेज्ञानिको मे गिने जाते हैं । इनका यूरोप, अमेरिका श्रादि 
देशों में बडा मान किया जाता है । ससादर के कई घुरन्धर- 
वैज्ञानिक इनको अपना ग्रुरु मानने में सोभाग्य समभते हैं । 
इन्होने “वनस्पति मे जीव है इसका प्रयोग बम्बई में करके 
बतलाया था । सुना गया हूँ कि दर्शनो की फीस ४० रू. 
थी ॥ लोकमान्य-तिलक, इस जलसे के प्र सीडेल्ट थे । लोगो 
की, भीड़ बहुत ज्यादा थी । ४० रु० टिकट के देने पर भी 
लोगो को जगह नहीं मिलतो थी । जगदीश बाबू जिस समय 
अपना प्रयोग दिखाने लगे, उस समय सामने की लाइन मे 
पौधो के गमले रखे । उन य्मलो के आगे की तरफ काच 


( १७६ ) 


के वड़े-बडे तख्ते लगाये । फिर सुक्ष्म-द्शंक यन्त्र को योग्य 
स्थान पर सजा कर, उपस्थित जन-समुदाय से कहा कि 
ध्राप लोग सामने देखिये, मैं इन पौधो को खुश करता हू । 
इतना कह कर बोस बाबू, पौधो को हर्षोत्पादक शब्दों में... 
सम्बोधघन कर उनकी तारोफ करने लगे । ज्यो-ज्यो तारीफ 
करते गये, त्यो-त्यो वे पौधे, जैसे किसा श्रादमी की स्तुति 
करंने पर वह आदमी खुश होता है उसी प्रकार खुश हीकर 
फूलने लग ! फिर जब इन्होने उनत्तकी तिन्दा करनी शुरू 
की, उनके लिए खराब शब्द का प्रयोग करने लगे, तो वे पोधे 
मुरफाने लगे । लोगो को बड़ा आश्चर्य हुआ 4 “उनको विश्वास 
हो गया कि वृक्षों मे जोव होता है । 


बोस बाबू इतना ही करके न रह गये पर उन्होंने 
वृक्षों मे स्वायु-जाल है श्रौर वह मनुष्यो की तरह स्पर्दित 
हाता है, इसको भी सिद्ध करके बतलाया । 


वेज्ञानिको ने जिस प्रकार वनस्पत्ति मे जीव सिद्ध किया 
'है, उसी प्रकार घातुओ में भी सिद्ध किया है । 


ये एक दो प्रयोग ४० )र० खर्च करने पर मालूम पडे, 
पर आप जैन-सिद्धान्त के लघदडक नामक एक थोकंड़े को 
सीख कर साइन्स का बहुत विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


इनका साइम्स अभी भ्रपूर्ण है; पर हमारे भरिहन्तों- 
का साइन्स बहुत बढा-चढा है | वहा तक पहुचने 'में इन 
वेज्ञानिको को न जाने कितना समय लग्रेगा। इन्होने ध्मी 
'एक अंश की हो खोज की है, पर हमारे शास्त्रों ने वनस्पति 


( १७७ ) 


का शरीर, श्रवगाहुना, कषाय, स्षज्ञा, लेश्या, वेद, ज्ञान योग 

स्थिति और गतागति आ्रादि का भी वर्णन कण दिया है। 

ये शास्त्र, आजकल के प्रयोगो को देखकर नहीं लिखे गये, 
“पर हजारो वर्ष पूर्वे के लिखे हुए है । 


वनस्पति मे एक इन्द्रिय मानी जाती है कई भाई 
शज्भा कर सकते हैं कि जब इनमे एक इन्द्रिय है, कान आदि 
तो है ही नही फिर निन्दा-स्तुति का ज्ञान किस प्रकार 
फरते होगे ? इप्त विषय मे आचाराग', विशेष आवश्यक 
नत्र' तथा 'ठाणाग्र-सूत्त की टीका में बहुत श्रच्छा खुलासा 
किया गया है, वहां देखना चाहिये ॥४ 


हाल के विज्ञान ने वनस्पति, जल प्रादि मे जीवो की 

» सत्यता प्रकंट की, पर श्रग्नि, वायु श्रादि में अभी तक नहीं 

>कय सका | इससे हमको निराश न हो जाना चाहिए, क्योंकि 

हम पहले ही कह चुके हैं कि यह भ्रभी तक श्रपूर्ण है । 

सम्भव है, यह भ्रपनी इसी प्रकार की कोशिश के बल से, 
किसी दिन इस सत्य तक भी पहुच जाय । 


तात्पयं यह कि जब वनस्पत्ति श्रादि एकेन्द्रिय जीव भी 
सुख-दुःख का भनुभव करते हैं श्रौर दुःख को न चाह कर 
सुख को पसल्द करते हैं, तव अच्य प्राणी भी सुख ही चाहते 
हैं, इसमें क्या सन्देह हो सकता है ? 

६88 वहा एकेन्द्रिय जीवो के भी भाव-रूप पाचो इच्धयो का 
क्षयोपशम बतलाया है । उपकरण इन्द्रिय एक ही होने से उन्हें 
एकेन्द्रिय कहा हैँ । 





(१७८) 


मित्रो |! क्‍या उन महापुरुषों की वाणी अपने भकेले 
के लिए ही है ? नही-नही, जैसे वृक्ष के फल हरएक के 
लिए हैं- वैसे ही शास्त्र हरएक के लिए हैं--उनसे हरएक 
त्तिर सकता है । 


आप कह सक्षते हैं क्लि सिद्धात्त किसका सत्य मानना 
चाहिए ? संसाई३ में जैन, वेष्णव, क्रिश्चियत, मुसलमान सभी 
के सिद्धाश्त प्रचलित हैं भौर सभी यही मानते हैं कि हमारे 
सिद्धान्त को मानों तो ततिर जाश्रोगे । ऐसी दशा में किस 
सिद्धाप्त पर चलना चाहिए ? इसका उत्तर यह है किजो 
सिद्धात्त, भ्रात्मसाक्षी से पूर्ण हो श्र्थात्‌ जिसके लिए स्वयं 
श्रपना भात्मा भी गवाही देता हो और जिससे इहलौकिक 
तथा पारलोकिक कल्याण की सिद्धि हो, ऐसे राग-ह ष-रहित 
एवं वीतराग् द्वारा कथित सिद्धान्त को सत्य समभना 
चाहिये । >्र 


बड -घड़े ग्रन्थों मे जो बातें हैं, महात्मा पुरुषों ने प्रपने 
लिए थोड़े शब्दों मे उनका सार कह दिया है किः-- 


अहिसा परमो घसे। ।! 


चुलसीदासजी ने भी इस बात को एक दोहे में स्पष्ट 
किया हैः-- 


दया धर्म का मूल है, पाप मूल श्रभिमान । है 
तुलसी दया न छोडिये, जब लग घट मे प्राण ॥। 


धर्सय का मूल क्या है ? दया ।! 


(१७६ ) 


दया किसलिए ? दया क्यों समभनी चाहिए ? क्‍या 
जेन-शास्त्र कहता है इसलिए ? या पैदाध्त या वेष्णव कहते 
है, इसलिए ? नहीं इसलिए कि वह घर्म का मूल है | 


|] हिसा 
डर हिसा 


हिंसा पाप क्यों है ? यह प्रश्त भौर किसी से न पूछो । 
श्रपने श्रात्मा से ही पूछो | दया, श्रापको क्षण-क्षण में नजर 
भ्रायेषी श्रौोण वह जरूरी है, इसीलिए घममं का मूल मानी 
गई है । इसके लिए शास्त्र के प्रमाण की कोई जरूरत 
नहीं किस्तु भ्रनुभव-प्रमाण श्रथवा श्रात्म-प्रमाण से ही 
इसकी सत्यता जानी जा सकती है । 


धापके सामने, एक श्रादमी चमकती हुई नंगी तलवाए 
'लिकर खड़ा है श्रौर वह प्रापको मारना चाहता है । दूसरा 
मेनुष्य आपकी रक्षा की चेष्टा करता हुआ उसे इस बात 
का उपदेश देता है कि प्यारे ! इसको क्‍यों मार रहा है? 
चह जवाब देता है कि “इसे मारना मेरा धर्म है, मनुष्य की 
हत्या करने से पुण्य होता है, ऐसा मेरा शास्त्र कहता है ।” 
घतलाइये, इन दोनो मे से आपको प्यारा कौन लगेगा ? 


रक्षा करने वाला ।' 


जो मनुष्य तलवार के द्वाश आपके जीवन का श्रन्त 
"करना चाहता है, वह यह कृत्य करता तो है श्रपने शास्त्र 
के प्रनुसाए ही, पर श्राप उस शास्त्र को कैसा मानेंगे ? 


वह शास्त्र नही, वल्करि शस्त्र है ।' 


क्यों ? * इसलिए कि वह अपने श्रात्मा के विरुद्ध है !' 


बस, भ्रात्मा के विरुद्ध जो-णो बातें हो, वे ही प्रधम 
हैं। उनका करना पाप है। इसलिए उन्त कार्यों की मनाई की 
गई है । महाभारत के अन्दर भीष्म पितामह ने यही बात _ 


कही हैं।-- 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाघरेत्‌ ।' 


मित्रो | दया केवल मनुष्यों में ही नहीं होती, परन्तु 
इसका किचित्‌ ब्राह्यरूप दूसरे प्राणियों में भी देखने मे धाता 
है । सिहनी, दूसरों पर देखते ही हमला करती है, लेकिन 
क्या वह श्रपने बच्चे पर भी हमला करती है ? 


नहीं है 
नहीं । । 


क्यो ? इसीलिए कि छसमे भी अपनी सम्तान के प्रति 
दया है । 


साप एक जहरीला जानवर है, किस्तु उनमें भी कई 
एक के व्यवहार में दया देखी जाती है । ज॑से नूरजहा पर 
सर्प ने फण किया था, उसे काटा नहीं । सेंघियों के आावि- 
पुरुष महादजी सेंबिया पर भी सर्प ने छाया की-थी । इस 
कारण साप का चिह्न श्राज भी ग्वालियर के सिक्के श्ोर 
भण्डे पर मौजूद है । 


मनुष्य में मी कुछ अश मे व्यावहारिक दया है, नही 
तो एक दूध्तरे को मार डाले । माता बच्चे को सूझे में 
सुलाती है, पर स्वय गीले मे सोती है | क्‍यों ? क्‍या वह 


( १८१ ) 


बच्चा जम्मते ही उसे कमा कर देता है-? या भौर कुछ 
सहायता करता है ? 


नही ।* 
तब माता ऐसः? क्‍यों करती है ? 


इसी लिये कि उसमें भ्रपनी सम्तान के प्रति व्यावहारिक 
दया है ॥ 


मित्रो | दयाहीन प्राणी, हिसक, क्र, पापी, निर्देयी, 
म्लेच्छ कहा जाता है; भ्रतएव दया करना सवका मुख्य 
कत्तंग्य होना चाहिये । दया का दूसरा नाम ही श्रहिसा, है, 
क्योकि जिसमे हिसा न हो, उसे अहिंसा कहते हैं । जैसे, नहीं 
मारने में हिसा नही है, उसी प्रकाश रक्षा करने में भी हिसा 
नहीं है। इसलिए दया भर प्रहिसा एक ही बात है । जो 
लोग नहीं मारने को तो श्रहिसा कहते हैं, परन्तु जीवो को 
बचाने मे श्रहिसा नही मानते, वे भारी भूल करते हैं क्योकि 
जीव को बचाने मे भो किसी जोव को हिला नहीं है फिर 
वह अहिसा क्यो नही है ? प्रवश्य है । 


मोटी समझ से '(हिसा' वह कृत्य कहलाता है, जिसके 
द्वारा किसी प्राणी के जीवन का श्रष्त किया जाय । 


प्रशत उठ सकता है, कि जब श्रात्मा अजर-अभमर 
अ्रविचल है, तिकाल में भी मरने से नही मरता तब हिंसा 
कंसी ? जिस वस्तु का विनाश नही होता, उसका नष्ट होना 
कसा ? उदयपुर के एक वकील ने भी यही प्रश्न किया था । 





( १८१ ) 


भाइयों ! श्रात्मा श्रविनाशी है, तभी तो हिंसा लगती 
है । यदि श्रात्मा श्रनात्मा बन जाता हो, तो हिंसा किसे 
लगे ? मारने वाले का श्रात्मा नष्ट हो गया और मरने वाले 
का आत्मा नष्ट हो गया, तब तो हिंसा भ्रहिसा का सवाल 
ही नहीं रहा । श्रात्मा भ्रजर-पभ्रमण श्रविनाणी हैं; इसी से 
साएने वाले को पाप भौद घचाने वाले को धरम होता है । 
ध्रात्मा के पास भ्ायुष्य-रूप प्राण है, जो दस प्राणों में 
श्रत्तिम प्राण है । उसको प्रकाल में जुदा कर देना याती 
श्रात्मा से प्राणों को श्रलग कर देना, इसी का नाम हिंसा 
है । जैसे--जो रात भर लालटेन मे जल सकता है उस 
घासलेट तेल को दियासलाई बतला कर एकदम जला डालना 
अकाल में नष्ट कर दिया' कहा जाता है। इसी प्रकार 
श्रात्मा के पास श्रायुष्य-प्राण होते हुये भी छुरी-तलवार 
प्रादि से दुःख पहुंचा कर शरीए का श्रश्त कर देता, उसे 
हिंसा कहते हैं । 


लोगों के विचार श्राज श्रति संकुचित हो रहे है । 
जब इनके विचार विस्तृत हो जायेंगे, तव हिंसा के सच्चे 
स्वरूप ज्ञान इत्तमें फंल जायगा। घर्म के विषय में दुनिया 
में जो कुतर्क फंल रहे हैं, श्र्थ में जो खीचातानी की जाती 
है, वास्तविक ज्ञान के फैलने पर॒ यह सब अभन्धाघुग्धी 
मिट जायगी । 


मित्रो ! मोटी दृष्टि से जो हिंसा कही जाती हैं, उसे 
पग्राप समझ गये, पर जैन-शास्त्र इससे भी गहरी धात 
,. बतलाता है। वह कहता है कि किसी प्राणी को मन, वचन, 
कर्म से किसी श्रकार का दुश्ख पहुचाना या दुःख देने का 


( १८३ ) 


इरादा करता भी हिंसा है । इससे भी गहराई के साथ कहता 
है कि ऐसा करता, कराना शौर किये हुए को श्रच्छा मानना 
धनुमो दन करना मल से, वचन से श्रथवा कर्म से वह भी 
हिसा ही हैं । 


' यदि श्राप किसी को गाली देकर, उसका मन दुखाने 
का प्रयत्न करते हैं तो समभिमे कि मैं एक प्रकार की हिंसा 
कर रहा हू । यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो 
भी समझ लीजिये कि मैं एक प्रकार की हिसा का भागी 
बन रहा हूं । यदि आप किसी को लड़ाई-भगड़ा करने की 
सलाह देते हैं तो समभिये कि मेरा यह कृत्य एक प्रकार की 
हिंसा मे शामित्र है । इतना ही नही,मन से किसी का बुरा 
विचारता भी हिंसा हैं । इन तमाम हिसाश्रो के करने वाले 
प्राशियो को यथासमय बदला चुकाना पड़ता है । इन कृत्यो 
से याद चिकते कस बन्धते हैं । 


शास्त्र-फथा में तन्दुललमच्छु का उदाहरण भ्राया है । 
लिखा हैं कि तन्दुलमच्छ समुद्र मे रहने वाले, हजार योजन 
की अवगाहना वाले मच्छ की श्राखो की भो पर रहता है । 
तन्दुलमच्छ बहुत ही छोटा जोव होता हैँ । उस बड़े मच्छ 
की स्वास से जब्व के साथ हजारो मच्छिया, मच्छ के मुख 
मे खिच श्राती हैं मौर उच्छ वास छोडने पर वापस तनिकल 
जाती है। यह रश्य देखकर तन्दुलमच्छु विचारता है कि थदि 


“ इस मच्छ के स्थान पर मैं होता शोर मेरे मुह मे इतनी 


मछलियां झा गई होतीं, तो में एक भी मच्छी को वापिस 
न निकलने देता श्रौर सभी को खा लेता । यद्यपि तह्दुलमच्छ 
शरीर से फुछ नद्दी कर सका, उसमे केवल हिसा की भावना 


(१८४ | 


ही की, फिर भी उसे सातर्वे नरक मे जाकर अप्तस्य वर्षो 
तक दु.ख उठाना पड़ता है क्योकि उसने म।नसिक हिंसा की । 


जिस प्रकार मन में किसी का बुरा विचारता मावसिक 
हिंसा मे गिना गया है, वेसे ही प्रकट रूप में किसी की 
निम्दा करना भी हिंसा के वराबर है ्रर्थात्‌ वाचिक हिंसा 
है भौर काय से बुरे कार्य में प्रवत्तना, दुःख देना कायिक 
हिंसा है | इसके प्रमाण मे महाभारत मे भो एक उदाहरण 
मिलता है । महाभारत के युद्ध में, जिस समय कर्ण के 
बाणो से घायल होकर युधिष्ठिर अपने शिविर मे पड़ थे 
और अझजुन उनको कुशल पूछने आये, तब युधिष्ठिर ने दुःख 
के आवेग मे श्रजुन से कहा कि तुम्हें मोर तुम्ह।रे गाण्डीव 
घनुष को घिवकार है ! तुम्हारे मोजूद होते हुए कर्ण के 
बाणो ने मेरी यह दशा की और तुमने झजज तक कर्ण का 
वध नहीं किया ? भ्रजुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो 
मनुष्य मेरे गाण्डीव की निश्दा करेगा, मैं उसका वध करूगा । 
भ्रत: युधिष्ठिर के मुह से गाण्डीव-धनुष की नितन्‍्दा सुनकर 
श्रजुन खड़य निकाल कर युधिष्ठिर का वध करने चले । 
उस, समय श्रीकृष्ण ने उन्हे रोकते हुए कहा कि श्रपने से 
बे का श्पमानच कर देता ही उनका वध करना है । तुम 
युधिष्ठिर का अश्रपमान उन्हें मारने दौड़कर कर चुके, अतः 
तुम्हारो प्रतिज्ञा पुरी हो गईं । भव उनके वध करने की 
जरूरत नही है । 


कहने का मतलब यह है कि किसी का अपमान करना. 
उस व्यक्ति की हिसा करने के बरावर है । 


हिसा का वर्णन इतना गहन है कि इसकी व्यवस्था 


(१८५) 


में बड-बड़े विस्तृत ग्रन्थ बत॒ सकते हैं, किन्तु आचार्यों ने 
सक्षेप में यह वाक्य फरमाया है कि “प्रमत्तयोगात्‌ प्राण- 
व्यपरोपणम्‌ हिंसा” भ्र्थात्‌ असावघानी से प्राणी को नष्ट करना 
ही हिसा है। इसलिये हिंसा के पाप,से बचने के लिए प्रत्येक, 
कार्य में सावधानी रखकर यतना करनी चाहिए। श्री 
दशवेकालिक सूत्र में कहा है कि यतनापुर्वक उठता, बंठता 
सोता, चलता-फिरता, खात्ता-वोलता, पाप-कर्म नही बाघता 
है श्रोर हिंसा के पाप से बच सकता है । 


हिसा के कारण 


हिंसा, किन-किन कारणों से होती है, इसका विवरण 
शास्त्र मे बहुत विस्तार से श्राया है। यदि उन्त तमाम 
कारणों का विस्तारपूर्वेक धर्णव किया जाय तो बहुत समय 
की जरूरत है । अतः संक्षेप में ही बतलाया जात्ता है । 


ससार में करोड़ो ऐसे प्राणी विद्यमान हैं, जो हमें 
रृष्टियतत नहीं होते । उनका पुज हमारे चारो तरफ चक्कर 
फाटता है पर हम उन्हे देख नहीं सकते । ऐसे प्राणियों 
की हिसा बनजान में चलते, किरते, वेठते, श्वांस लेते, किसो 
वस्तु को इधर-उधर रखते एवं श्राग जलाते समय हो ही 
जाती है । चीटी आदि विकलेन्द्रिय प्राणी, जिन प्राणियों 
_> को आखो से देख सकते हैं उनकी भी प्राय” अनजान में 
इसी प्रकार हिसा हो ही जाती है । रहे बड़ प्राणो, उनकी 
हिसा मनुष्य क्यो करता है ? इसके उत्तर में शास्त्र कहता 
है कि कोई माँस के लिये, कोई हड्डियो के लिये, कोई 


( १८६ ) 


चमड़े के लिये, कोई चर्बी के लिये, कोई दांतों के लिये, 
कोई एक्त के लिए, कोई बालो के लिये । इसी प्रकार भ्रमिक 
भिन्न-भिन्न स्वार्थों के कारंण, बिचारे पशुभों की हिसा फी 
जाती है । पशुत्रो की ही नही मनुप्यो की भी हिंसा की 
जाती है । 


किसी वस्तु को सड़ा कर, उसका कोई पदार्थ तैयाए 
कदना, यह भी एक हिंसा का ही कारण है क्योकि सडाने 
पर उस वस्तु में सकडो सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, जैसे शराब 
ध्ादि । ऐसी चीज काम मे लाने वाले, उन जीवो की हिंसा 
के कारण बनते हैं तथा उन जीवो के मरने पर दुर्गन्ध 
झ्रादि फैल कर जो रोगादि फंलते हैं, यह भी हिसा का ही 
साधन मानता गया है । 


इसी तरह कितने श्ज्ञानी कुतृहलवश भी प्राणियों की 
हिंसा करते हैं । जब्र वे बेचारे पशु कष्ट पाकर चिल्लाते 
हैं, तव वे भ्ज्ञानी खुश होते हैं और श्रपने दिल में श्रातन्दा- 
नुभव करते हैं । उन्हे यह विचार नहीं श्राता कि यह 
वेचारा परवश दु'ख पा रहा है, आक्रष्द कर रहा है, इसकी 
श्रात्मा को घोर दुख हो रहा है । मुझे दया लाकर इसे 
कष्ट से मुक्त करना चाहिये, भ्रषितु उसको तडफड़ाता हुग्रा 
देखकर वे प्रसन्न होते हैं । चारकी में भी नरयिकों की पीड़ा 
देखकर परमाधर्मी देव इसी तरह खश होते हैं श्रौर उनकी 
चिल्लाहट को कुतूहल का विषय बना लेते है। शअ्रज्ञान से 
महान्‌ चिकने कर्मो का बन्ध होता है | वही परमाघर्मी देव 
देवपोनि से च्यव कर स्वल्पकालीन तिर्थच योनि में भरा 
जाते हैं श्रोद वहा से काल करके उस्ती नरक में नैरयिक 


( १८७ ) 


धन जाते हैं श्रौर वे नैरिये जो मार खाते थे, वहां से धायु 
पूर्ण होने पद तियेंच का भव करके परमाधर्मी देव बन जाते 
हैं, जो अ्रब मारते हैं । इस प्रकार भनज्ञान-पआात्मा कुतृहूलवश 
भी प्राणियों की हिंसा करता हैं । 


कई 0क श्रज्ञानी धर्म-मावना को लैकर भी प्राणियों 
की हिंसा करते हैं, जिनमें कुछेक स्वार्थ-लोलप लोगो ने 
देवता गश्रादि को प्रसन्न करने के हेतु तथा वुछ्ेक अभिमानी 
लोगो ने अभिमान मे आकर श्रज शब्द का अर्थ बकरा आदि 
पशु करके वेदादि की श्रृतियों मे प्रजमेघ, श्रश्वमेघ, नरमेघ 
झादि यज्ञों का विधान करके छसको धर्म का रूप दे दिया 
है झौर यज्ञ होम मे बलि दिया हुआ पशु तथा देने वाला 
स्वर्ग सुख प्राप्त करता है, ऐसे विधान से भोली जन्नता बिचारे 
मूक पशुप्रो की हिंसा करने लगे गई है । परन्तु ऐसी हिंसा 
धर्म नहीं-श्रधर्म ही हैं। बड़े-बड़े ऋषिन्मुनियो वे इस 
कार्य की निन्‍्दा करते हुए कहा है कि-- 


यूप छित्वा पशुन्हत्वा, झृत्वा रुघिरकर्देमम्‌ । 
पथ्यवं गम्यते स्वर्गें नरके केन ग्रम्यते ॥१॥॥ 
महाभारत शान्तिपवंशि । 


थज्ञ के करते वाले, पशु के हनने घाले, बलि देकर 
हंघिर का कीचड़ करने वाले भी जो स्व में जाएगे, तो 
फिर नरक में कौन जाएगा ? इससे स्पष्ट है कि प्रणि-हिसा 
में घम नहीं, किन्तु अ्रधर्म ही है । इस प्रक्नार भनेक कार्य 
ऐसे हैं जो हिला के कारण हैं। ऐसे हिसा के कारणों को 
समझ कर धनसे बचनो ही बुद्धिमानी है । 


(१८८) 
अहिसा अत के अतिचार 


स्थूल प्राणातिपात से निवतंने वाले ब्रतघारी श्लावक 
को पंच श्रतिचार जानने योग्य हैं, परन्तु भझ्ाचरण करने 
योग्य नही हैं । वे पाच श्रतिचार ये है ;:-- (१) बन्धन 
(२) वध (३) छविच्छेद (४) अतिभार (५) भत्तपाणी- 
विच्छेद' । 


किसी रस्सी आदि से बांघना, उसे 'बन्धव' कहते 
हैं । चाबुक आदि से मारना, उसे “वध कहते हैं । करवत 
श्रादि शस्त्रो से शरीर को फाडना या शस्त्र द्वारा किसी 
झ्वयव को काटना, छेदना, उसे “छविच्छेद” कहते हैं । 
सुपारी, नारियल श्रादि भार को पशु के कन्धे, पीठ आदि पर 
शक्ति से ज्यादा से ज्यादा भरना, उसे 'अ्रतिमार' कहते हैं । 
'भत्त' याने भ्रोदन भादि खाने की चीज और पाण याने पानी 
भ्रादि तृपा मिटाने की वस्तु, उसका विच्छेद कर देना भर्थात्‌ 
भात-पानी न देता, उसे 'भत्तपाण-विच्चद' नाभक श्रतिचार 
कहते 


१-बन्धन 
पहला वध नामक अतिचार श्राया है । बन्ध के दो 
भेद होते हैं | एक तो दोपद को वाघना श्रौर दूसरा चौपद 
को वाँधना । दास दासी, नौकर-चाकर तथा लड़के-लड़की . 
भादि की ग्िवती दोपद मे है और हाथी, घोड़ा, मेंस, वकरी, 
गाय श्रादि की चौपद में । ये दो कारणों से वांधे जाते हैं, 


( १८६ ) 


जैसे अद्वाय-प्रनद्वाय, भर्थ के लिये श्रौोर अनर्थ के लिए । 
किसी को बिना मतलब वाघना झौर उसे कष्ट देना, उसकी 
कुदरती बाढ़ को रोक देना,यह एक प्रकार की हिंसा है । 
श्रावक को चाहिए कि इससे बचे | 


अ्रद्माए भ्रर्थात्‌ अर्थ से बांधना । इसके भी दो भेद हैं, 
निरपेक्ष तथा सापेक्ष । निरपेक्ष उसे कहते हैं, जो लापरवाही 
से बाघा जावे, ऐसा बाघा जावे कि वह अपने हाथ पैर भी 
न हिला सके । ऐसा बाघना श्रावक का घर्म नही न्‍ल्‍है। 
दूसरा बाबता है सापेक्ष । मतलब के लिये करुणा ,रखकर 
जो बाघा जावे, उसे साप्रेक्ष फहते है । शास्त्र कहता है कि 
पशु आदि को करुणा छोड कर इस प्रकार न बाधघे, कि 
उन्हे दुख हो । मोके वेमोके जेसे लाय (शअ्रग्तिकांड) श्रादि 
में जल्दी खोला न जा सक्रे, ऐसा न बांधे । 


दोपद द।स-दासी, पुत्र-पुत्री श्रादि यदि उहृण्डता करते 
हो, उनको सुधारने के लिये बाघना, यह सापेक्ष घाघना है | 
चोर को चोरी करने की सजा; यानी चोरी की श्रादत मिटाने 
के लिए बाघना, यह भी सापेक्ष है | इसी प्रकार पुत्रादि 
को पढने के लिये बाबंता, यह भी सापेक्ष है । 


में कई बार कह चुका हूं कि यह घर्म राजाओं के 
मुकुट पर रहने वाला है । राजा इस घ॒र्म को धारण कर 
सकता है । शजा' इस धर्म को धारण करे और अपने फर्ज 
के शअ्रतुसार प्रजा के कल्याण के लिये श्रत्यायियो फो दण्ड 
दे, चारो का वाधे श्रोर मौका श्ला पड़े तो जुल्मी को सजा 
भी दे । गुस्से मे श्राकर नही, पर ध्याय से श्रभियुक्त की 


” 


(१६०) 


पूरी जांच कर यदि यथार्थ में दोषी हो और उसके जीचै से 
प्रजा को महान्‌ कष्ट पहुचवें की श्रथवा शान्ति भंग की पूरी 
सम्भावना हो तो उसे फासी की सजा देना, यह भी सापेक्ष 
में गिना जायगा | 


वैसे तो राजा फांसी की सजा दे सकता है, . पर जिन्हे 
केवल वन्धचन की ही सजा दी गई है, उनके भरण-पोवरश 
भे कभी दुष्टता का परिचय न देना चाहिग्रे। उनकी भूख“ 
प्यास यथा अन्य शारीरिक बाघाए न रुकें, इसकी तरफ 
ध्यान देना, राजा का कत्त॑ग्य है । इतने दिन तो उसको 
जिम्मेवारी उसी के ऊपर थी पर अभ्रव उसके जीवन की 
जिम्मेवारी राजा पर है । यदि उसे किसी प्रकार का ध्याय- 
युक्त कानूंनी कष्ट के सिवाय कष्ट भोगना पड़गा तो उसका 
भ्रपराघ राजा के सिर होगा । जो राजा इस बात का ध्यान 
न रखेगा, उसका दोष राजा के ऊपर तो है ही, पर छसका 
राज्य भी दोपी हो जायगा ॥ 

यह बात तो हुई द्रव्यबन्धन की । ऐसा ही भावबन्धन 
के लिये भी समझ लेना चाहिए श्रर्थात्‌ जाति के बह्धन, 
रीति-रिवाज, 5हराव, कानून, ऐसे न हों कि बिचारे गरीब 
कचल-कचल कर रिव-र््िबि कष मर जावें । जिस समाज 
में अन्याय-युक्त कानुनो का प्रचार म-होगा भौदर जो अभी 
प्रचलित कितने ही विपरीत कानून हैं, उंको ठकश देगा; 
उस घमाज में रामराज्य का सा झानस्द फंल जायगा इसमें 
कोई सब्देह नही है । 

२-वध 
पहले अ्तिचार का कुछ विचार हुझा | भव दूसरे 


(१६९१) 


प्रतिदार वध (हनन) पर विचार किया जाता है। इसके 
दो भेद होते हैं-एक 'प्नर्थ, दूपरा 'सार्थ' । रास्ते चलते 
हुए बिना कसूर किसी मनुष्य या पशु को डण्डे, चाबुक भ्रादि 
से चोट पहुंचाना, ध्नर्थे में गिता जाता है । भर्थ 'हनन' के 
दो भेद हैं-एक साक्षेप श्रोर दूसरा निरपेक्ष । दया-रहित 
होकद यानी श्र ग-उपाग मे चोट पहुच जाने का विचाय न 
कर जो मार पीट की जाती है, उसे निरपेक्ष कहते हैं भोर 
जो सुधार के ख्याल से, भपना ब्रत भग न हो जावे-मानों 
में श्रपने ही शरीर पर मार रहा हूं, ऐसा ख्याल करके जो 
दण्ड देता है, वह साक्षप है अथवा पशु ग्रादि को उल्टे रास्ते 
न जाने देने या चलाने के ख्याल से जो प्रहार किया जाय 
वह भी साक्षेप है । 


३-छविच्छेद 


तीसरा अतिचार है 'छविच्छेदन' । इसके दो भाग 
हैं-साथ कौर भ्रनर्थ । बिना प्रयोजन कतूहलवश किसी 
मनुष्य या पशु-पक्षी का अंगोपाग छेदना अ्रनर्थ हैं, इसे श्रावक 
त्यागें । भ्र्थ के दो भेद हैं-सापेक्ष श्रौरतिरपेक्ष । करुणा 
रहित होकर किसी की चमड़ी छेदवा निरपेक्ष छविच्छेदन है 
झौण करुणा रखते हुए किसी रोग की चीरूफाड करना, 
सापेक्ष छविच्छेदन कहलाता है । ऐसा करते हुए भी, श्रावक 
धपने व्रत से पतित नही होता । इतना ही नहीं किन्तु दुखियो 
के दु.ख मिटाने से करुणा भाव का लाभ भी ले सकता है। 
हां, इस समय प्रयोग के लिये मतिरपराघ प्राणी को चीर 
डालते हैं, वे श्रवश्यमेव ब्रत के घाती है. परस्तु शोगी का 


( १६२ ) 


रोग मिटाने के लिये जो झ्रॉपरेशन किया जाता है, वह साक्षेप 
छविच्छदन है । 


४-अतिमार 


'झथ चौथा श्रतिचार अतिभारा श्राया । पहली व 
तो यह है कि श्रावक को गाड़ो श्रादि से श्रपनी श्राजीविका 
चलानी ही नही चाहिये । यदि चलानी ही पड़े तो सापेक्ष 
ग्रौर निरपेक्ष का ध्यान जरूर रखना चाहिये । बलः तथा 
घोड़ो आदि के ऊपर इतना वोभ न लाद देना चाहिए कि 
बिचारो की पीठ, टाग धादि टट जाय, या शक्ति से ज्यादा 
काम लेने से, उन्हे श्रपनी जीवन लीला ही जल्दी समाप्त 
करनी पड़ । 


कई मनुष्य भी अपने पेट के लिए बोभ उठाने का 
काम करते है । श्राप लागों का कत्तंव्य हैं कि दया कर 
उनसे शक्ति से ज्यादा काम न लें ।॥ उनको उतना बोभ 
उठाने का श्रधिकार है, जितना वह अपने हाथ से सुखनपूर्वक 
उठा भौर रख सके । 


कोई प्रश्व कर सकता है कि यदि कोई श्रादमी क्षपनरी 
मर्जी से, शक्ति से ज्यादा बोक उठाना चाहे तो ” इसका 
उत्तर यह है कि यदि वह श्रपमें मन से भी उठाना चाहें 
तो भी श्रावक को उसे न उठाने देना चाहिये | क्योकि इस 
प्रकार बोका उठाने से, उसकी जिन्दगी जल्दी खतम हो 
जाती है, ऐसा पुस्तकों के श्रन्दर पढ़ने में झाया है | ऐसा 
करने से एक दोष शोर भी है ओद वह यह कि करुणा का 
भाव नष्ट हो जाता है । 


( १६३ ) 


मनुष्य, बेल, घोड़ों आदि' के ऊपर ज्यादा न लादना 
चाहिग्रे; यह, बात 'तो श्राप समझ ही गये ।'यहां यह भी 
समभ लेता चाहिये कि अश्रसमय 'मे लड़के-लड़ कियो का विवाह' 
फरता भी उन पर अनुचित बोफा डालना है ।! भ्रनमेल के 
» -साथः विवाह कर देना, यह भी अनुचित' बोमा है । प्रजा 
” के हित' को सामने न रख कर, जो' कानून (अन्याययुक्त ) 
उनके द्वारा जबदेस्ती पलवाये जाते हैं, यह भी ऐक प्रकार" 
का बोभ है । झतएव- इन कामो को श्रावक ब्रत घारी मनुष्य 
(राजा आदि भी) कभी न करे | 


जिन पशुम्नो भर मुनुष्यो को अपने भ्रधीन कर रखे 

हैं, उनको समय पर विश्वाम देवा, शक्ति से अधिक काम न 

लेना, इस तरफ से कभी बेभान न होना चाहिये-। “वर्तमान 

मे मालिकों की तरफ से उपेक्षा बढ़ने तथा अ्रत्यधिक समय 

आप काम लेने के कारण सरकार को कानून बनाकर रोक 

नी पडी है'। श्रावक को इस विषय मे बहुत सावधानी 
रखनी चाहिये । तभी वह अतिचार से बच सकता है । 


०-भकक्‍तपानविच्छेद 


पांचवा श्रतिचार 'भकतपाणीविच्छेद है । इसके भी 
पूवेवत्‌ दो भेद हैं । श्रावक को चाहिये कि श्रनर्थ से निष्कारण 
हास्य-कौतूहल वश किसी को भूखों न मारे । सापेक्ष भूखों' 
मारने से, कोई दोष नही गिता गया है । 


का 


समाजः के प्न्दर, भ्रमी ऐसी बेहूदगी फंली हुई है कि 
वैद्य वगेरह आज्ञा देते है कि इसको रोटी झादि मत देना; 


( १६४ ) 


तो भी घर वाले 'कुछ तो खाले' कह-कह कर जबरदस्ती 
खिलाते है । रोगी अवस्था भे विचार-पूर्वक भूखे रहता, 
रोग को भूखा रखना है । इसी प्रकार रोगी प्रवस्था 
बिना विचार से खाता, रोग को खिलाना है । वैद्य प्ादि 
निश्चय कर कहे कि इस राग मे रोटी शभ्रादि देना द्वानिकर 
है, ऐसी अ्रवस्था में रोटा न दी जाय, तो यह .ब्रत का 
प्रतिचार नही, पर करुणा का काम है। किसी को .सुधारने 
के लिये रोटी न दी जायगी” ऐसा भय दिखाना सापेक्ष में 
गिना गया है । परसच्तु निरपेक्षता से ऐसा करना ओर प्रपने 
प्राश्नित मनुष्य या पशु-पक्षी श्रादि के खान-पान की सम्भाल 
न करना, यह मातपाणी-विच्छेद नामक अतिचार है । 


हिसता के कार्य और उनसे बचने के उपाय 


मित्रो ! हिंसा बुरी है, ऐसा सारा जग्रत्‌ कहता है, , 
पर इप्तके सच्चे स्वरूप को समझे बिना, इससे बच नहीं 
सकते । हिंसा का स्वरूप शास्त्र में निराले-निराले ढज्ज से 
बतलाया है । इसका यही मतलब है कि मनुष्य इसके 
वास्तविक स्वरूप को पहचान ले । वस्तु के गुण-दोष को 
प्रनेक रूप से वबतलाने का तात्पर्य केवल यही है कि यदि 
वह वस्तु श्रच्छी हो तो लोग उसके प्रति भादर झौर बुरी 
हो तो उसका तिरस्कार करें । 


श्रात्मा, हिंसा कब करता है श्रौर दया कब ? यह मैं - 
बतलाना चाहता हू । प्रात्मा के दो गुण हैं--शुभ गुण भौर 
धपशुम गुण | शुभ गुण मे प्रवृत्त होने से, भात्मा दया करता 


( १९४ ) 


है भौर भशुम में प्रवृतत होने से हिंसा । हिंसा श्रोर अभ्रहिसा, 
आत्मा के परिणाम हैं। इन पर गणपघरों ने शास्त्रो के 
प्रन्दर बडी ही मामिकता के साथ चर्चा चलाई है | उनके 
*-परिश्रम का लाभ लेना प्रत्येक मनुष्य के लिए हितावह होगा । 


शास्त्र में जिस प्रकार एक वस्तु के भ्ननेक भेद बतलाये 
हैं, उसी प्रकार हिसा के भी कई भेद बतलाए हैं । इसका 
कारण यही है कि लोग किसी भी प्रकार से हिसा से बचें । 
हिंसा के बुरे गुणों को प्रकट करता, हिंसा पर कोई कोध 
नही है, यह तो उसके सच्चे स्वरूप को बतलाना है । वस्तु 
के यथार्थ गुण--दोष बतलाना, संसार के कल्याण के लिये 
बहुत जरूरी है । 


यदि शास्त्र हिसा--अहिंसा का रूप न समभावे तो 
मनुष्य उससे दूर कंसे रह सकता हैं ? जो मनुष्य सर्प के 
जाति-स्वभाव को नहीं जानता, वह उसके डसने से कंसे 
बच सकता है ? जो जहर के युण को नहीं जानता, वह भ्रवश्प 
ही घोखा खा जाता है | इसी प्रकार जो हिंसा के स्वरूप 
को नहीं जानता, धह उससे बच नहीं सकता । 


घ 


हिंसा से बचने वाले प्राणी की श्रात्मा मे पूर्व 
जागृति उत्पन्त होती है। हिसा से बचना दयावान का खास 
_ लक्षण है । 


सब प्राणियोते भपनो-भ्रपनी रक्षा के लिये, खाने के 
लिये, दाढ व दात, देखने के लिये नेत्र, सुनने के लिये कान, 
सू घने के लिये नाक, चखने के लिये जीम भादि अग-उपांग 


( १६६ ) 


प्रपने पूर्व-कर्म के श्रनुसार प्राप्त किये हैं। 'इतकों छीन लेने 
-का मनुष्य को कोई अ्रधिकार नहीं है-। जो मनुष्य, ःमक्‍खी 
के पख को भी नहीं बना सकता. उसे “उसको !नष्ट +करने , 
'फा क्‍या अधिकार है ? -परन्तु स्वार्थ ऐसी चीज हहै कि 
उसकी श्रोट भें कुछ भी नहीं दीखता । जो श्रंग-उर्पांग उस 
प्राणी के लिए उपयोगी हैं, मनुष्य कहा करते हैं कि यह तो 
'हमारे लिए पैदा किया गया है। ऐसा कहने वालों से सिंह 
'यदि मनुष्य की भाषा में कहे कि तू मेरे खाने के लिए पैदा 
किया गया है तो वह मनुष्य उसे क्‍या जबाब देगा । 


स्वार्थ के कारण श्रज्ञानी मनुष्य अपने पभज्ञात्र से 
यद्वातद्वा ऐसी हिसा का समर्थन कर देते हैं लेकिन .शानो- 
पुरुष ऐसा कभी नहीं करते । वे सब प्राणियों को घुख का 
'अभिलाषी समभते हैं, किसी प्राणी को हिंसा करने का) 
ध्धिकारी नहीं समभते । 


जो दूसरे के हाड लेता है, क्या उसके हाड़ बचे 
रहेंगे ” कभी नष्ट न होंगे ? 


'होगे ।॥' 


जो दूसरे के मांस को -हरण करेगा, क्या उप्तके मांस 
का कभी नाश न होगा ? 


होगा ! 


३8% + 
जो दूमरों का चमडा उतारता है, क्या उसका चमडा 
नष्ट न होगा ? 


'होगा, झवश्य होगा ।* 


( १६७ ) 


जो प्राणी जिस जीव की हिंता करता है, उसे उसका 
बदला अभ्रवश्य ही चुकाना पडेया। इसलिये ज्ञानी कभी 
हिंसा नहीं करते । जो श्रज्ञान से हिसा करते हैं, उन्हें योग्य 
उपदेश देकर वे छुडानें का प्रयत्त करते हैं । ह 


पहले ग्राप लोग, श्रात्मा के स्वरूप को अच्छी तौर 
से समझें --समभने के बाद ही श्राप कतेंव्याकतेंव्य का ज्ञान 
प्राप्त कर सकेंगे । कततव्याकतेंव्य के ज्ञान बिना, भक्ष्याभक्ष्य 
का भी कैसे ख्याल रह सकता है ? 


कई भाई “कतंव्याकतंव्य 'का ज्ञान न होने से ही, 
प्रभकष्य जेसे-मांस श्रौर 'अ्रपेय जैसे शराब ग्रादि का उपयोग 
करते हैं । बीडी सिगरेट, चुरुट भ्रादि भी इसी कतेव्याकर्तेय के 
झज्ञान से लोग काम में लाते है | मांस भौर शराब श्रादि 
खाने पीने में पाप तो हैं ही पर साथ में यह प्रस्वाभाविक 
भीहे। 


मैंने एक पादरी फी लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि 
हिन्दू लोगों से हम (ईसाई) विशेष दया रखने वाले हैं । 
हिन्दू शास्त्रों के अनुसार गेहूं श्रादि पदार्थों मे बहुत जीव हैं । 
हिष्दू लोग गेहूं को पिसा कर खाते हैँ । इसमें कितत्ी 
हिंसा होती है” एक बात श्रोर भी है । जब गेहूं झादि की 
खेती को जातो है, तब भी पानी के, मिट्टी के श्रौर न जाने 
कौन-कौन से हजारो जीवो की ह॒त्या होती है, तब कहीं 
जाकर वे (हिन्दू) अपना पेट भरने -में सम होते है । 
इस पर भी वे झपने को अहिसक मानते हैं। हम (ईसाई) 
'लोग सिर्फ बकरे को मारते हैं, इसमे एक से'मी अधिक का 
पेट भर जाता है | इसलिए हिसा बहुत 'कम होती है ! * 


( १९८५ ) 


पादरी ने श्रपनी पुस्तक में, जो इस प्रकार लिखा है, 
इसका उत्तर यह है कि--जो पादरी अपने को कम प्रौर 
हिन्दुओं को विशेष रूप से हिसक मानता है, वह भतजान 
झोर भोले लोगों की आरांखों मे घूल फौंकने का काम करता 
हैं । वह इस दलील से हिन्दुश्रों के प्रति घृणा प्रकट करवाना 
चाहता हैं श्रीर चाहता है कि इस दलील के सुनने से लोगों 
पर हमारी छाप पड जायगी श्रौर ईसू के चरणों में बहुत 
से लोग सर भूका देंगे । इस पादरी भाई का यह शलयाल 
बिल्कुल गलत है । उसे समझ लेना चाहिये कि मैं णों 
दलील पेश करता हूँ' श्रहिसा के सच्चे अर्थ या मर्म जानने 
वाले के सामने कपूर की तरह छड जायगी । 


सोचिये कि यदि गेहूं खेती से पैदा होते हैं तो क्‍या 
बकरा श्ासमान से टपक पड़ा है ”? 


नहीं ।' 


उसका जन्म रज श्रौए वीय॑ के मिश्रण से, किसी 
बकरी के गर्भ से हुआ है । गेहे श्रादि की बुनियाद श्राबी 'जलीय' 
श्रोर बकरे की बुनियाद पेशावी है। गेहूं श्रव्यक्त चेतना 
वाला जीव है श्रोर बकरा स्पष्ट जग-जाहिर जीव है । गेहूँ 
पैदा करने वाले को नोयत किसी को मारने को नहीं होती 
है | कुदरत के कानून से मर जाय, यह दूसरी बात है ! 
जिन गेहूं श्रादि अ्रनाज में ज्यादा पाप बतलाते हैं, उन्हीं गेहूं 
५ .. के दाने तथ। जल, सब्जी श्रादि से बकरे का पालन होता 
' है । बकरे को मारने वाले के परिणाम, प्रत्यक्ष कर भोग 
ब।पको होते हैं; परन्तु गेहू पीसने वाले के वेसे नहीं होते । 


( १६६ ) 


गेहूं भ्रादि भ्रनाज, दूसरी खराक न होने से विवश हो, 
प्राण रक्षा के लिए छाते हैं । परन्तु बकरे की तो शअ्रश्त 
मोजूद होते हुये भी, माँस खाने वाले शेतानी विचार रखने 
वाले झौर स्वाद के लोलुप मनुष्य, भ्रस्वाभाविक रीति से 
हिंसा कर डालते हैं । बकरे की श्ननाज के दाने से विवेक- 
पूवेंक तुलना न करना, यह पादरी साहब की अज्ञानता के 
ग्रतिरिक्त भौर क्‍या है ? 


एक बड़ी वात इसमें झोर भी रहा हुई है । क्‍या 
धान भ्रादि के द्वारा पेट भरनें वाले का उतना क्रूर स्वभाव 
हो सकता है, जितना मांस खाने वाले का होता हैं ? यदि 
नहीं, तो मांस खाने वाले के गुण श्रौर घान खाने वाले के 
पझवगुण कंसे गाये जाते है, कुछ समझ में नही श्रात्ता । 


मैंने ऊपर कहा था कि मास खाने मे पाप तो है ही, 
५ पर वह मनुष्य के लिये श्रस्वाभाविक भी है। यदि स्वाभाषिक 
हो तो बिना शशाब व मास के एक भनुष्य भी जी नही 
सकता था । स्वाभाविक उसे कहते हैं, जिसके बिना जीवन 
निर्वाह ही न हो सके, जंसे पानी के बिना प्राणी नहीं जी 
सकता । पर हम देखते हैं कि शराब के बिना श्राज करोड़ो 
की सख्या में लोग जी रहे हैं । ऐसे ही मास खाये बिना भी 
करोड़ो मनुष्य जीवित दिखाई देते हैं । 


शराब के कारण, कई राजाश्रो का खून हुश्रा है श्लौर 
-- कई शराबियो ने शराब के नशे में अपनी मां-बहिनो के 
साथ कुकृत्य किया है, ऐसा सुनने में आया है । सच बात 
तो यह है कि शराव पीने पर दिल पर ऐसा नीच प्रसर 


( २०० ) 


होता है कि भले-बुरे का कुछ भी ध्यान नहीं, रहता ।«यही 
क्यो, श्राप चुरुट को .ही- लीजिये । एक अग्रज को चुहट, 
पीने का बड़ा शोक था । एक दिन उसे चुदट के जोर- से 
खूब नशा चढ़ श्राया । उसकी श्रौरत.सोई हुईं थी, छुरे से 
उसे मारना चाहा पर थोड़ी देर मे नशा उतर जाने के बाद: 
इस नीच विचाए को वह घिक्कार देन लगा । थाडी देर- 
पोछे फिर उसने चुरुट पिया । इस बार उसने श्रपनी स्थत्री- 
को छुरे से मारने का कुकृत्य कर ही डाला । चुरुट पीने से 
जब इतना पतन हा जाता है, तब, शराब से कितना होगा ? 
इसका विचार आप ही कीजिए । शराब पीने वालों के हाथ” 
से हजारों खून हुए हैं । 


जिस अमेरिका को आ्ञाप भ्रनायें देश कहते हैं,, वहा 
घालो ने शराब का बहिष्कार कर दिया है। पर झापके 
श्रायं देश में इसको दिन-व-दिन बढ़ती हो रही है, इसका 
क्या कारण है ? 


शराब ओर मास का श्रोसवाल जाति ने त्याग किया 
है, पर सुनते है कि कई कौम के दुश्मन, भधोसवाल नाम घरा 
कर छुपी रीति से उसका उपयोग करते हैं । जाति वालो 
की तरफ से इस कृत्य की रोक का जंसा प्रबध्ध होना चाहिये; 
वेसा नही होता । 


शराब श्रीर मास ने कई देवी-प्रकृति वालो को राक्षसी- 
प्रकृति वाले वना दिये हैं श्रोर उनके सुखमय जीवन को 
दुःख में परिणत कर दिया है.। जिस घर में शराब- पान 
का रिवाज है, जरा. उस घर को दशा ता देखिये । स्त्रियां 


( २०१) 


बच्चे टुकड़े-टकड के लिए हाय-हाय करते हैं, पर वह शराब 
का शोकीन शराब के नशे मैं कूमता है । उसके घन का, 
शक्ति का और समय का नाश होता हैं, जिसका उसे कुछ 
भी पता नही । 


मास खाना अ्रस्वाभाविक है, यह मैं पहले कह 
चुका हु । मास खाना श्रच्छा है या बुरा, इसकी परीक्षा 
पाश्चात्य देश मे दस हजार विद्याथियों पर की गई थी । 
पाच हजार विद्याथियों को केवल शाकाहार फल-फूल, श्रन्न 
झादि पर और पांच हजार विद्याथियो को मासाहार पर 
रखा गया । ६ महिने बाद जाच करने पर मालूम हुआ कि जो 
विंद्यार्थी मासाह।र पर रखे गये थे, उनकी बनिस्वत शाकाहार 
वाले सब बातो मे तेज रहे । शाकाहारियो में दया, क्षमा, 
वीरता आदि गुण प्रकट हुए और मास्ताहारियों में क्रोध 
. ऋरता, भीरुता आदि । मासाह्दारियों से शाकाहारियो में बल 
विशेष पाया गया । इनका मानसिक धिकास भी अश्रच्छा 
हुआ । इस फल को देख कर वहां के लाखो मनुष्यो ने मांस 
खाना सर्देव के लिये छोड दिया । 


गाघीजी, जिस समय विलायत के एक शहर में एक 
भारतीय मह॒न्त के घर निमन्त्रित हुए, तो वहा क्‍या देखते 
हैं कि १७ यूरोपियन शाकाहारी थे श्रौर केवल २ भारतीय 
शाकाहारी थे । यद्यपि कुल भारतायों की सख्या, यूरोपियनों 
से किसी प्रकार कम न थी । 

मांसाहार, मनुष्यो के लिए स्वाभाविक है या श्रस्वा- 
भाविक, एसकी जो जाच हुई, उसका नतीजा प्रापने सुना । 


(२०२ ) 


एक और भी जांच है । यह पांच पशुझो पर से होती है, 
क्योंकि मनुष्यों ने अपनी बुद्धि का विकास किया है, इसलिए 
उन्होने श्रस्वाभाविक को भी स्वाभाविक मान लिया है । 
कई वकील लोग बेईमानी को जितना सच्चारूप दे सकते, 
हैं, उतना भोला-भाला मनुष्य नहीं दे सकता । पशु-पक्षी « 
पढे हुए नही हैं, इसलिए प्रकृति के कानूनों को 'तोड़ने की 
हिम्मत इनमें नही है । प्रकृति के कानूनो की परीक्षा इन 
पर बड़ी श्रच्छी रीति से हो सकती है । 


पशुओ थें दो पार्टियां है--एक मांसाहारी पार्टी भौर 
दूसरी शाकाहारी (घास पार्टी) । मासाहारी पशुप्नो के 
नाखून पंने होते है, जेसे--कुत्ता, बिल्ली, भिंह आदि के । 
झोर घास-पार्टी वाले पशुओ के पेने नही होते, जैसे--हांथी 
गाय, भेस, ऊट श्रादि के । घास-पार्टी वाले पशु मनुष्यों के 
मित्र-रूप हैं । वे घास खाकर दूघ देते हैं, पर कुत्ता मांस- 
भक्षी होने के साथ ही रोटी भी खाता है शौद काटने से भी 
नहीं चघुकता । मतलब यह है कि घास-पार्टी वाले शात होते 
हैं भौर मांस-पार्टी वाले ऋर । 


खाने-पीने का भ्सर शरीर झौर मन पर जरूर पड़ता 
है । यह वात गीता से भी सिद्ध है। उसमें १७ वें प्रध्याय 
में सात्विक, राजस श्रौर तामस भोजन का विशद वर्शन 
किया गया है । 


प्रच्छा, श्रव में मांसाहारियो की दूसरी पहिचान 
बतलाता हू । मांसाहारी पशुश्रो के जबड़े लम्बे होते हे भोद * 
घास-पार्टी वालो के गोल । गाय श्रौर कुत्ते के जबड़े देखने 
से यह भेद साफ मालूम होगा । 


( १०६ ) 


मासाहारियों की तीसरी परीक्षा यह है कि वे जीभ 
से चप-चबप कर पानी पीते हैं भ्ौर शाकाहारी क्रोठ टेक 
कर । गाय, भेंस, बल्दर तथा सिंह, कुत्ता, बिल्ली श्रादि को 
दिखने से यह भेद मालूम हो जायगा | 


ऊपर की परीक्षा की कसौटी पर कसने से निधिरोध 
सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य प्राणी मासाहारी नहीं है। 
कई विद्वान डॉक्टरों ने भी यह सिद्ध कर बतलाया है कि 
घास खाने वाले, मांस खाने वाले शोर श्रष्वत खाने वाल 
प्राणियों की श्रांतें एक सी नहीं होतीं !” बह्दर के शरीर मे, 
मांस को पचाने वाली श्रांतें नहीं हें, इसलिए वह क्षभी मांस 
नहीं खाता, फल चट उठा कर छा जाता है । जरा विचार 
कीजिये कि जो मनुष्य की शक्ल का प्राणी (बध्दर) है, 
वह तो भांस नहीं खाता पर सनुष्य कहलाने घाला मास 
द्वाता है ! 


जरा पक्षियों की तरफ देखिये | झापने कबूतर को 
कभी कीड़ा खाते देखा है ? 


नहीं ।' 
झौरय कौए को ? 
हां । 
ह क्या श्राप जानते है कि कबूतर शोर कौए को पहु 


पाठ किसने पढाया ? 
प्रकृति ने ।' 


रर 


( ३०४ ) 
प्रापने कभी तोते को मास खाते देखा है ? 
नहीं 
वह प्लापकी भाषा सिखाने से सीख सकता है। जो 
मनुष्य की भाषा सीखे-वह तो मांस नहीं खाता, पर 


जिसकी श्रपनी भाषा है, वह मनुष्य मांस खाय, यह कितनी 
लज्जा की बात है ? 


अरे मनुष्य ! तृ तकदीर लेकर शझ्ाया है । जरा 
तकदीर पर भरोसा रख श्र प्रकृति के कानून को मतः 
तोड । क्या मास न खाने वाले भूखों मरते हैं ? ' ; 


हम देखते हे कि जितने मांसाहारी भूखों मरते हे, 
उतने शाकाहारी भूखों नही मरते । व्यवहा र-दृष्टि से शाका- 
हारी हर प्रकार मे प्रकृति से सुखी श्रौर मांसाहारी दुःखी, 
दिखाई देते है । 


5 


मुझे विश्वास हैं कि बहुत से उच्चकोटि के मनुष्य मांस 
का सेवन नहीं करते । ऊपर णी विवेचन किया गया है, 
वह इसलिए कि मास के ग्रुण दोप को श्रच्छी तरह 
समभ जाय॑ भौर उसके सेवन करने वाले भाद्यों को सच्चा 
मार्ग दिखा सकें । 


यद्यपि क्षाप मांस-सेवी नही हैं, तथापि श्रहिंसावादी 
श्रौर 'अ्रहिसा परमों धर्म.” के श्रन्दर विश्वास रखने वाले को 
कहा जाता है कि त्रस जीव की हिंसा के द्वारा होने वाले 
किसी भी काम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायता देना 
उचित नहीं है। में चाहता ई कि जिन चीजों के लिये श्रस 


जप 


( ३०५ ) 


जीवों की हिसा होती है उनको भी आप पाप-पुर्णो समझ 
कर त्याग दें । 


विदेशी शवकर आदि 


कई चीजें आज बाजारों में ऐसी बिकती दिखाई देती 
हैं, जो ऊपर से चमकत्ती हुई सुन्दर श्लौर साफ हैं पर उनकी 
बनावट में महाहिसा तथा घृरितत वस्तुप्रों का उपयोग किया 
जाता है। भ्रापने विलायती शक्कर देखी होगी । सुना जाता 
हैं कि कई भाई भ्राजकल मिठाई बनाने में इसका खब 
उपयोग करते हैं । उनका कहना है'कि उसमें मेल कम होता 
है भश्रोर देशी शक्कर की वनिस्पत कुछ सस्ती भी मिलती है। 
हाय हाथ जो भाई एक चीटी के मारने में पाप समभते 
हैं, वे ही भज्ञान से कुछ लाभ के लिये घ॒र्म तथा देश को 
पतन के गहरे गह्दर भें डाल देते हैं । माना कि यह दिखने 
में साफ कौर कीमत में सस्ती है, पर बया आपने कभी इस 
पर विचार किया है कि यह कैमे घृणित प्रकार से बनाई 
जाती है" तथा इसके खाने से शरीए को क्या हानि है ? 


भारत भे जो शक्कर बनाई जाती है, उसके लिए भी 
ग्रारम्भ होता है, पर विदेश जितना घोर पाप नहीं । भारत 
में बनाई जाने वाली शक्कर मे, एकेन्द्रिय श्रादि प्राणियों 





(१) 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिदटानिका' नाम का एक बहुत 
वर्षों की भोघ के बाद तेयथार हुम्ना ग्रन्य है, जिसके झाघार पर 
सरकार फंसला करती हूँ । उसके ६६७ वे पृष्ठ पर लिखा हूँ कि- 


बच 
धर 


( ६०६ ) 


की हिंसा होती हैं पर पंचेष्द्रियों-गौँ श्रादि -- जिर्हें भ्राप 
भाता के नाम से पुकारते हैं-की नहीं । 


हमारी राय में तो शक्कर देशी हो या विदेशी, न 
खाना ही भ्रधिक लाभकर है क्योंकि ज्यादा शक्कर खाने से 





शक्कर साफ करते समय हरेक जानवर का रक्त खून) तथा 
हृड्डडियो के कोयले का घूरा डाला जाता है । 


(२) डिक्सनरी श्रॉफ श्रार्ट्स” छठी श्रावृत्ति लन्दन पृष्ठ ८२६ 
में लिखा है कि--गांगडे बनाये जाते हैं, उस समय श्४् मन शवकर 
मे २७ भन हडिडियों के कोयले का चूरा डाला जाता है । 


(३) स्वामी भास्करानन्द लिखते हैं-कि जब मैं विलायत 
गया तब मैंने कितने ही शवक्रर बनाने के कारखाने देखे । उनके 
पहले खण्ड (मंजिल) में पहुंचते ही, मुझे उल्टी होगी, ऐसा मालूम 
हुआ । मैं नहीं जानता था कि ऐसी श्रपवित्र चीजों से शक्कर 
वनती हैं । पर नजरों से देखने पर सखेद श्राश्चयें होता है कि जिन 
चीजों के स्पशं से भी महान्‌ पाप लगता हैं, उन्हें ही हिन्दू लोग 
किस प्रकार खाते हैं ?” 


(४) “भारतमित्र' ता० २८-१०-१६४० के ग्रद्ध, में लिखा 
है-- धच्छी शक्कर बनाने के लिये जिस प्रकार इस देश में दूध काम 
में झ्ाता हैँ, उसी प्रकार वहां (विलायत में) जानवरों के लोहू से 
शवकर (खाड) का मैल काटां जाता हैं। कारण, कसाईखार्नों में 
दूध फे वनिस्पत लोहू सस्ता मिलता हैं ।” 


(५) मि० हेरिस कहते हैं--जाँड सुझर फे लोह से साफ 
की जाती हैं । 


( २०७ ) 


शरीर में रोगो की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मचये श्रादि की 
रक्षा मे वाघा पहुचती हैं । जिससे शक्कर के बिना न रहा 
जाता हो उसे कम से कम इतना तो चाहिए कि विलायती 
अ्रष्ट शक्कर का उपयोग न करे । 


शक्कर जिन्दगी भर न खाई जाय तो कोई क्षति नहीं 
होती परन्तु रोटी के बिना काम नही चल सकता । तब 
बतलाइये, प्राकृतिक यानी शरीर को लाम पहुंचाने वाली, 
इन दोनो चीजों में से कौन हुई ? 


बादशाह अ्रकबर जैसे मुगल के राज्य में रे से ४ रू० 
मन तक घी मिलता था। एक ₹० के सात सेर घी मिलने 
की बात तो श्राज भी भाप झपने बूढ़-बडेरों से पूछ सकते 
हैं । उस समथ के लोग झ्राज की तरह चाय को मेहमानी 
नहीं करते थे । उस समय हिन्दुस्तान मे आज की तरह 
चाय का प्रचार नही था । सुना है कि यहां चाय का विशेष 
प्रचार लाड कर्जन के जमाने स हुआ है । चाय शरीर के 
लिये हानिकारक ओर बड़ी ही अ्रपविन्र वस्तु है। चाय, 
झनेक गरीब लोगो की भश्रुधारा से सीची जाती है ! यह 
ग्रापको श्रभी मालूम नही पड़ सकता, पर जब इस पर विशेष 
विचार करने का मोका होगा, तब प्रापको मालूम पड़ंगा 
कि किस प्रकार बहनो श्ौद बच्चो की हाय-हाय भोर भाहि- 
भ्राहि से यह चाय बढ़ाई जाती है । किस प्रकार गरीबो का 
पसीना भौर खून एक होता है ! ये भाई-बहन भोर वच्चे 
झौर कोई नही, भापके भारताय ही हैं । इन बेचारो को 
चाय के खेतो मे निदय शग्रेज व्यापाण्यो के द्वारा सदेव 
मार सहना पड़ती है । क्या ऐसी पापमय चाय का पान 


( २०८ ) 


करना श्राप ठोक समझेंगे ? चाय की दजह से श्राज हिन्दुस्तान 
में खांड की ज्यादा माग बढ गई है । लोग यदि इस 
हानिकारक चाय को छोड़ दें तो विश्वास है' कि श्रापको 
विदेशी श्रपवित्र खाड मगानी ही न पड ॥ 


पहले के लोग, खांड के ज्यादा शौकीन नहीं थे । 
खाड की मिठाइया भी इतनी नही बनती थी । लोग ज्यादातर 
गुड की 'लापसी' से ही अपना काम निकालते थे। भास्त 
के लोगो मे ज्यो-ज्यो ऐश-प्रारामी की बृत्ति बढ़ती गई, 
ए्यो-त्यो हरेक आदमी विलायती चीजों को ही पसध्द करने 
लगा । पहले के लोगो का सिद्धान्त था--'मोटा खाना, मोटा 
पहिनना ।! पर झ्राज पतला खाना झऔर पतला पहिनना' 
हो गया हैं ! कह्ठां है वह बच्चो की सुन्दर हार्यमयी भाधुरी 
श्रीर कहा हैं वह जवानों का जोश ? 


श्रापका यह ऐश-आाराम बडा खत्तरनाक है । यह न 
केवल इहलोक मे, परन्तु परलोक में भी दु.ख देने वाला है । 
इहलोक में तो यो है कि इसके प्रताप से श्राप दिन-दिन 
शरक्तिहीत हो रह हैं और शोक का चाजे करीब-करोब 
तमाम ही विदेश से झाने से दरिद्री भी । परलोक मेयों 
कि शोक करने को जितनी भी चीजें श्राज दिखाई देती हैं, 
वे प्रायः महापाप से बनती है । 


शोक को चीजी में सबसे पहला नम्बर कपडे का है । 
श्राजकल बवहुत-सा कपडा विद्यायत से आता है" । यह 
दीखतसे मे चटकीला-मटकीला श्र सुन्दर होता है, पद कई 


१. जिस समय यह पुस्तक लिखी गई, उस समय प्राता था । 


(२०९ ) 


विद्वान प्नग्न॑जो ने श्रपनी पुस्तकों से लिखा है कि इसके बनाने 
में चर्बी श्रादि काम मे लाई जाती है | सुना गया है कि 
चर्बी योग्य परिमाण मे सीबी न मिल सकने के कारण, 
फ़साईखानों भें संकड़ो मूक गरीब प्राणियो. का बेरहमी के 
प्ाथ नित्य कत्ल होता है | यह कत्ल केवल श्राप लोगो के 
लिए चल रहा है | यदि आप अपत्ती मौज-शोक कम कद 
ईं तो यह होने वाला भयंकर हत्याकाण्ड शीघ्र कम हो 
प्कता है ! 


मेरा यह कटाक्ष, न केवल विदेशी वस्त्रो की ही तरफ 
है, पद उन वस्त्रों की तरफ भी समभिये, जो भारत को 
मिलो में तेयार होते हुए भी चर्बी श्रादि से बचे हुए नही हैं । 


जरा विचार तो कीजिये कि श्राप किसकी सच्तान 
हैं, आप उन वीर क्षत्रियों को सत्तान हैं, जिन्होने दूसरों 
की रक्षा के लिये श्पने शरीर का मास काट कर दे दिया 
था । पर उस शरणागत का एक बाल भी बाका न होने 
दिया। श्राप लोग उस का नाम जानते हैं ? उस वीर 
का नाम था राजा मेघरथ । 


एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने घर्मस्थान 
मे बैठे हुए थे । एक भयज्नाम्त' कवृतर उडता हुआ उनकी 
गोद मे आ गिरा । बोला--राजन्‌ ! मैं झ्रापकी शरण हू, 
मेरी रक्षा कीजिये ।' राजा ने श्राश्वासन देते हुए कहा-- 
तुम जरा भी सत डरो,मैं चुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूया ।' 


इतने मे एक शिकारी (पारघी) दोड़ता हुआ आया । 
वह लगोट पहिने हुए था उसका शरीर काला, श्रोठ मोदढे, 


(२१० ) 


केश बिखरे हुए भ्रौर श्रांडों लाल थीं। वह बोला--'राजा 
मेरा शिकार दे ।' राजा ने शास्ति से कहा- भाई, 
नहीं दे सकता । यह मेरी शरण में श्रा गया है । 


शिकारी-वस बस, मेरा शिकार फंक दो ! नही तो 
ठीक न होगा । 


प्राजकल के सरीखा कोई राजा होता तो से घवके 
देकर उप्ती वक्‍त निकलवा देता, पर मेघरथ राजा ऐसा न 
था । वह दुष्टों पर मी दया करने वाला और कफ़्रों को 
भी सुधारने वाला था । राणा ने उससे पूछा--भाई ! 
इसका क्या कशेगे ?' 


शिकारी क्या करूगा ? अभ्रपना दुख मिठाऊगा, 
मुझे भूख लग रही है ।' 


राजा--भूख लग रही है तो तु्े खाने को देता हू, 
चाहे सो थि ले ।' 


शिकारी-क्या तू मुझे धर्म का देना चाहता है? मैं 
धर्म का नही लेता, में अपने उद्योग से श्रपना पेट 
भष्ता हूं ।' 


राजा--बहुत भ्रच्छा, सशक्त गहस्थ को भीख तो लेनी 
ही नहीं चाहिये। मैं तुके भीख नहीं, पर चीज लेकर 


चीज देता हूं । मुझे यह कबूतर पसम्द आ गया । में इसके 
बदले में तू मांगे सो देने को तयार हु । 


शिकारी ऐसा ? श्रच्छा, जो मांगूगा, वह देया ?” 


( २११ ) 
राजा--बराबए- हि 


शिकारी-- दिखना, झपनी जबान से फिर मत जाता । 
ते ऐसी-वैसी चीज मागने वाला नहीं हूँ, या मुझे धपना 
शिकार दे दे ।' 


राजा कबूतर को छोडकर, चाहे सो माँग ले, सब 
फुछ देने को तैयार हूं । 


शिकारी--श्रच्छा, तो मुझे इस कबूतर के बराबर 
झपने शरीर का मास दें दे ४ 


मित्रों ! राजा मेघरंथ अपने शबर्दीर को नाशवानू्‌ 
सममकण इस बात को कबूल करते हैँ झ्ौर अपने शरीर का 
मास काटकर दे देते हैं । 


कई जयह इस कथा में भ्राये हुए बारी के स्थान 
पर घाज का भी वर्णन पाया जाता है । 


जिनके पूर्व॑ज एक प्राणी की रक्षा के लियें झपने शरीश 
का मास काट कर देना कदृुल कर लेते हैं, पर प्राणी की 
हिंसा नहीं होने देते, अब उन्ही की सब्तान, अपने तुच्छ 
मौज शौक के लिये हजारो प्राणियों के नाश को देखकर 
भी हृदय में दया ने लावे, तो उसे क्या कहना चाहिये 7 


श्रापके पूर्वज, बिना चर्बी का, देश का बना हुआ कपड़ा 
पहनते थे, जिसे भाज के लोग, खादी के नाम से पुकारते 
हैं। खादी के उपयोग से न केवल पैसे की ही बचत होती 


(१३१३ ) 


हैं, पर धर्म भी बचता है | बविलायती कपड़ों का जब इस 
देश में प्रचार नहीं था, तब लाखों मनुष्य इसी धन्धे के द्वारा 


ग्रपना पेट भर लेते थे | इतिहास कहता है कि बाद में 


अंग्रेजों ने उन बिचारे गरीबो के भ्रगरूठे कटवा दिये धझौर 
श्पने देश (विलायत) के वस्त्रो का यहां प्रचार बढा दिया । 
मिल भी यहा खडे हो गये । इन मिलों से मनुष्य की कम 
क्षति नही हुई । सैकडो मनुष्यों की रोटी पर कछ मनुष्य 
ही हाथ साफ करने लगे शौर बाकी के भूखों मरने लगे । 
देश का सौभाग्य समकिये कि देश के कई हितेषियो श्ौर 
मेताओ ने इस भयंकर प्रत्याचार को पहचाना और चर्खे का 
पुननिर्माण किया । चर्खो के द्वारा श्राज फिर से सैकड़ों 
भाई-बहनो को रोटी हाथ श्राने लग गई है। जो भाई 
खादी का उपयोग करता है, वह गुप्त रीति से इन गरीब 
भाई-वहनो को मदद महुचा कर पुण्योपाजन करता है, एंसा 
थ्राज के नेता स्प्रष्ट सममभाते हैं। उनका कथन है कि खादी 
सादी और देश को श्राजादी है । 


जो देश वस्त्र और रोटी के लिए दूधरे का मुह नहीं 
ताकता, वह कभी पराधीन नही हो सकता । जो इन दो 
वातो के ज्िये दूसरों को तरफ देखता है, वह ग्रुलाम बने 
विना नहीं रह सकता । यह देण वस्त्र से तो गुलाम बन 
ही चूका, श्रव रोटी के लिये भी दूसरों के पास हाथ पसारने 
लग गया है । रोटी से श्राप श्रपने घर की ज॑ंसी रोटी की 
ही बात न समझ लेना । रोटो से यहां खान-पान की चीजों 
से मतलब है ' विस्कूट विलायत से श्राते है, प्रापके कई 
देश-भाई मजे से खाते हैं । यह रोटी की पराधीनता नहीं 
तो श्र क्‍या है ? सुनते हैँ, देश मे वेजिटेविल' नाम का 


हे 


( ३१३ ) 


तकली घी (! ) तो फंला ही था. श्रव एक प्रकाए की लकड़ी 
का आभाटा भी झाने लगाया है ! 


ये बिस्कूट, यह घी श्रोर यह श्राटा श्रापके शरीर का 
कितना नाश -करने वाले हैं ? बिस्कूट श्रादि खाद्य-पदार्थ, 
किस प्रकार सडा कर बनाये जाते हैं श्रौर श्राप लोग उनके 
डिब्च्रो पर के चटकीले, सुध्दर, मनमोहक लेबिल देखकर किस 
प्रकार खरीद कर पेट मे रख लेते हैं ? 


पहले के लोग देशी सादी जूतियां पहनते थे, पर अब 
श्राप में से अधिकाश लोग विलायती बूटो का उपयोग करना 
ज्यादा पसन्द करते हैं । देशी जूती प्रायः मृत्यु से मरे हुए 
जानवरो के चमड से बनती है, पर विलायती बूटो के लिये 
सेकर्डों पशुओं करा कत्ल किया जाता है। चमडा, जितना 
मोटा भ्रौर मुलायम हो, उतना ही वह अच्छा गिना जाता 
है | इसके लिये हत्यारे लोग पशुश्रो को पहले खरीद लेते 
है | बाद में कई दिनों तक भूले रखकर उनकी चर्बी गला 
देते हैं । फिर लट्ठटों की मार से वे इस बुरी तरह से मारते 
हैं कि उनका सारा शरीर रोटी की तरह फूल जाता है । 
भ्रन्त में ये हत्यारे कत्ल करने की मशीनो के श्रागे हरा-हरा 
कोमल घास डालते हैं । वेचारे अ्रमेक दिन के भूखे-प्यासे 
प्रवोध पशु अपने पेट की तीत्र ज्वाला मिटाने के लिये ज्यो 
ही खाने के लिये उसमें मुह डालते है, त्यो ही मशीच की 
मोटी ओर चमकती हुई तेज छुरी, कररर करती हुईं उन्की 
ग्देनो पद वेरहमी से गिर कर उनके सिंद को धड से श्रलग 
कर देती हैं | छटपटाते हुये उन पशुम्रो के णरीर, उनमे से 
निकलती हुई खत की श्रनेक तेज धारायें और चाचती हुई 


(११४ ) 


इनकी पुतलियां देख कर उस समय किसका हृदय करुणा 
से न उभरेगा ? कौव उस बीभत्स-दृश्य को देख रोमांचित 
ते होगा ? श्रौर कौच कठो र-हृदय उस अवसर म रो पड़ गा ? 
क्या मौज-शौक के तुच्छ सुख के लिये ऐसे भयानक ह॒त्या- 
कांड का भागी बनना योग्य है ? यदि नही, तो श्राप धिफ 
वूट ही नही, पर ऐसे भयानक ह॒त्याकांड जिस वस्तु के 
बनाने के लिये किये जाते हों, उन सब का त्याप कर दीजिये । 


क्या प्राप जानते हैं कि दया-देवी का मन्दिर कहां 
है ? दया-माता यदि हृदय में होती तो श्रापको दया के 
उपदेश देने की जरूरत ही न पडती । हृदय में दया हो तो 
ऐसी हालत मे 'दया-दया' पुकाशने की जरूरत पड सकती है ? 


नही ँ 

“जिसके शरीए में चैतन्य है, उसे फिर कोई जलायगा ? 
नहीं ।* 

क्या चेतश्य छिपा रह सकता है ? 

नहीं 7 


जिस प्रकार झ्लाप लोग घमं की स्थल-क्रिया करने के 
लिये यहा आये हैं, उसी प्रकार दया का स्थल-रूप बाहर 
दिखलाइये, तव मालूम पड़े कि श्राप में दया है । 


“दया शब्द दयू-रक्षणे घातु से बना है । इसका श्र्थ 
दुूसरो पर धनुकम्पा (करुणा) लाना है । 


न्‍्+ 


( २११५ ) 


झापको दया कहां करनी चाहिये ” क्या केवल मेरे 
पास श्राकर ? नहीं, मेरे पास तो श्राप करते ही हैं, दया 
का उपयोग वहां कीजिये, जहा बेकसूर मृक प्राणी छुरी के 
घाट उतार दिये जाते हैं, उनके गले पर छटाखट खज्जर 
घला दिया जाता है, उन बेचारो के खून का छोटा सा नाला 
बह निकलता है ! किसी को दया का पूरा दृश्य देखना हो 
तो जहां दया पैदा होती है, उस कत्लखाने के समान दुःख धोर 
कहां दिखेगा ? 
9034 सज्जन टाल्सटाय, का बड़ विद्वान श्रौर 
विचारशील पुरुप माने गये हैं। ये कोरे विद्वान ही नहीं थे । 


पर उश्होने अपने जीवन को इतना उच्च बना लिया था 
कि एक आदर्श पुरुष भी माने जाते हैं । उनका जीवन दढ़- 
प्रतिज्ञ था । उनके जीवन का एक एक दिन ऐसा बीतता 
था कि उसकी छाप दूसरे मनुष्य पर पडो बिता न रहती 
थी । इनका इतना धर्ममथ जीवन कसाईखाने को देखकर द्वी 
हुआ था । कहा जाता है कि ये हमेशा कसाईखाने में पशुवध 
देखने जाते । वहा पशुओं के ऊपर छुद्दी चलने पर९, उनकी 
तड़फड़ाहट देखकर, रोमाचित हो जाते, घवड़ा जाते भौर 
विचार करते कि हाय ! यदि इसी प्रकार यह छुरी हमारे 
उपर चले तो हमे कितना दुःख हो ? हम कितने छटपटाए ? 
ये विचएरे मूक प्राणी स्वतस्त्र नही हैं, इन परततन्त्रता की 
जंजीरों से जकड़ हुझों को छुड़ाने वाला कोन है ? थे विचारे 
परतन्त्र है, पर मारने वाला भी कौनसा स्वतन्त्र है ? वह 
भी परतन्त्र हैं । यदि परतन्त्र न होता तो उसे यह पापमय 
काम ही क्यो करना पड़ता ? किसके परतन्त्र है ? इसको 
किसने ग्रुलाम बना रखा है ? उत्तर मिलता है-तष्णा, 
लोन, मोह भौर झञ्ञान श्लादि का यह दास है । वह मोह 


(२१६ ) 


से रागाण्य मनुष्य उसके प्राण लेकर अपना काम बनाना 
चाहता है। वह उसका साँस खाकर अपना मास बढाता 
चाहता है, छउसको मारकर झएना पोषण करना चाहता है। 
उसके प्राणो की इसे तनिक सी परवाह नहीं । उसके दु .ख 
से कुछ भी करुणा नहीं आराती । पर इसे विचारना चाहिये 
कि यदि ऐसा हो समय मेरे लिये आयेगा तो मेरा क्‍या 
हाल होगा ? 


मनुष्य उस प्राणी को किस कसूर' से मारता है ? 
किस गुन्ह से वह मारा जाता है ? क्‍या उसने गाली दी है, 
या उसने कुछ हरण किया है ? ये बेचारे तमाम मद्र प्राणी 
हैं । इनमे से बहुत से तो घास खाकर तुम्हारा रक्षण कर 
रहे हैं । ये प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाले हैं । इनको मार 
कर लोग श्रपना काम निकालते हैं तथा खाने मे मजा 
मानते हैँ । इन मनुष्यो की मजा मे उन विचारों की कजा 
होती है । ! इस कणा में मजा मानने वालो का कुछ हिसाब 


होता है ? 
हा । 


न्‍ 


शास्त्र को बात इस समय कुछ न कह कर पाश्चात्यों 
का इस बिपय पर क्या मत है, वेज्ञानिको मे इस पर क्‍या 
राय जाहिर को है, यह सुनिये । वे कहते है क्रि प्रकृति की 
वस्तुओं में गति की प्रतिगति भर श्राघात का प्रत्याघात 
होता ही रहता है । उदाहरण स्वरूप एक पर्वत के पास 
जाकर श्रावाज दी गईं कि तुम्हारा वाप चोर । तो उप्से 
प्रतिध्वनि निकलेगी-- तुम्हारा वाप चोर ।” जैसी ध्वनि की 


( २१७ ) 


जायग्री, वेसी ही प्रतिध्वनि निकलेगी । अगर कोई पअ्रपने 
धाप को चोर कहलाना चाहे, तो उसे कह्दे कि तुम्हारा बाप 
चोर। ' यदि न चाहे तो न कहे । जिस प्रकार प्रतिध्वन्ति 
क “तुम्हाश बाप चोर कहा, इससे तुम्हे दुःख होता है, 
ऐसा समभकय कभी किसी को कटु शब्द व कहना चाहिए । 
मंयल से मगल झोर श्रमंगल से अमगल होता है । गति की प्रगति 
आर भ्राघात का प्रत्याघात होता रहता है | जो पार्ट भ्राज 
दूंसरो से करवाते हो,वही पार्ट कभी तुम्हे भी करना पड़ गा । 
साराश यह कि यदि तुम किसी को कष्ट दोगे, तो तुम्हे 
कष्ट मिलेगा । तुम किसी के प्राण लोगे तो तुम्हे भी आण 
देने पड़ेंगे । शस्त्र से ग्देन उड़ापश्नोगे तो वापस तुम्हारी गर्दन 
उड़ेगो । मास खाभोगे, तो भपने शरीदइ का भांस 
खिलाना पड़ेगा । 


हां, एक घात जखूए है । जीवन-निर्वाह के लिए प्रकृति 
की शोभा न बिगड़े, इसको ध्यान मे रखकर सरलता से 
बिना किसी को दुःख दिये, अपने निर्वाह का जो आयोजन 
किया जाता है, उसे भ्रधम नहीं कह सकते । घ॒र्मं किसी का 
नाश नही चाहता । जो मनुष्य नीति से पंसा पेदा करता 
है, उसे कोई चोर-बदमाश कह कर दण्ड नहीं देता है, पर 
जो नीति-भनीति का कुछ भी ह्याल न कर, केवल पेसो 
से श्रपतती जेब मरना चाहता है, उसे कोई कया कहेगा ? 


चोर, बदमाश भादि ।' 
'उसे दण्ड मिलेगा ? 


झवश्य ।' 


( ३१८ ) 


यही बात श्रपने।निर्वाह-कार्य, के लिए समभनी चा हिये,॥ 
जो ; ्रपत्ती मौज-शोक के फितूर में श्राकर मूक़ प्राणियों का 
बंध करता है, उसे भी दण्ड मिले बिना न रहेया । 


माता के स्तन से बालक दूध पीता है | यह उप्तका 
स्वाभाविक घमर्म है, पर जो बालक माता के दूध को जगह 
स्तन का खन पीना चाहता है, क्या उसे कोई बालक या 
पुत्र कहेगा ? लोग उस वालक को, बालक या पुत्र नही 
पर जहरीबा कोड़ा कहेंगे । 


यह प्रकृति यो, भेस, बकरो श्रादि से दूध पिलाती है । 
जगत का इससे/ बड़ा उपकार होता है, पर लोगो की ध्रजब 
ताक्कीद इन उपकारी पशुझो का जल्दी खात्मा करके एक-दो 
दिन पेट भर कर ज्यादा दिन तक पेट भरने वाले घी दूध', 
के स्रोत को बन्द कर देती है । इसका मतलब यह हुश्रा* 
कि फलो को धीरे-धीरे भ्राते देखकर एकदम पाने के विचार 
से वृक्ष का मूलोच्छेद्त कर दिया गया । 


इन वेचारे मूक प्राणियो, की वकालत कौन करे ? 
गजब की वात है कि साक्षात्‌ इतकी ' करणाभरी चीख कोीः 
सुन कर भी हत्यारों का दिल पत्वर-सा -क्यो रहता है ? 
परतन्त्र हैँ इसलिये । उन्र हत्यारों को काम, झक्रोध, मोह 
झादि ने अपते वश भें इस प्रकार कर लिया है कि उद्हें 
कूछ सूमता नही । हे 

श्राप घोगो मे से वहुत से भाई निर्मासाहारी है । वे 


अपने मन में सोचते है कि मासाहारी ही पापी होते हैं । 
हम तो इस पाप से बचे हुये हैं । लोगो को दुसरे को वात 


( ११९ ) 


"की कडी टीका घृमकर मजा भाता है, पर जब उनके स्वार्थ 


के काम' की कोई टीका करता है तब उन्तको अच्छी "नहीं 
लगती । भच्छी लगे या न लगे, सच्चा 'आ्रदमी तो गृण-दोष 


ता ही देता है । 


जो केवल- मांसाहारियों-को' ही पापी समभत्ता ८है, 
उसे चाहिये कि पहले अपने थोकडे श्रादि'खोल कर.” देखे कि 
उनमें कितने प्रकाए के पाप बतलाये हैं । क्या छन -पापो का 
करने वाला पापी न गिना जायगा ? जंन-शास्त्र मे १८ प्रकार 
के पाप माने गये हैं, जैसे-मकूठ, चोरी, व्यभिचार इत्यादि 4 
जो इन पापों का सेवन करे झौर घर्मात्मा बनने की डीय 
मारे, क्या वह वास्तव भें धर्मात्मा है ; 


नहीं ।* 


जैन सिद्धात्त को यदि कोई ठण्डे मस्तिष्क से विचारे, 
ते पता चलेगा कि यह कंसा पूर्ण है । इसकी श्रादि से लेकर 
न्‍त तक की तमाम बातें ठीक उत्तरती है। हिसाव करने 
ले बहुत मिलेंगे, प्र झरना पाई तक का हिसाव मिलाने 
व्राले को क्या आप बडा बुद्धिमान ने कहेंगे ? 


कहेंगे ।* 


पाप से बचना चाहिये, 'घर्मं करना चाहिये, इस 
प्रकार वहुत से भाई कहते हैं, पर पापों से बचने का और 
धर्म करमे का घहुत कम भाई विचार करते हैं । कई भाई 
कसाई को बुरा कहते है, पाप समझते हैं, पर स्वयं जाल- 
साजो करने से वाज नहीं झाते, कपट करने से नही चूकते । 


(११०) 


दूसरे पर दोष मढने में नहीं भूलते । गरीबों के गले दबारे 
में भय नहीं खाते । झूठे मुकदमे चलाने में शर्म नहीं लाते । 
बिल्कूल खोटी गवाहियां दिलाने में पैर पीछे नहीं रखते ' 
दूसरे के घत को स्वाहा करने में ही नहीं हिचकते । परा' 
स्त्रियों पर खोटी नजर रखने में घुणा नहीं लाते । कह 
तक कहें, थे पाप करते हैं, पर पापी कहलाने में. प्रपर्त 
तोहीन समभते हैं । कसाई, छुरी फेर कर कत्ल कश्ता ६ 
पर ये कलम को चला कर ही कई बार कईयों की ए॥ 
साथ हत्या कर डालते हैं । बेचारा फसाई हत्या करें 
हृत्यारा कहलाता है, पर ये कई हृष्यायें करके भी घर्मात्म 
बने रहते हैं। ये लोग यह नही सममभते कि जैसे हम फंसार 
हैं, वेसे हम भी फंसाये जायेंगे । हम मारते हैं पर कभी हमः 
भी मारे जायेंगे । श्राघात का प्रत्याधात हुये बिना न रहेगा । 


शास्त्र कहता है कि एक (बार तमाम प्राणियों के 
अपनी आत्मा के तुल्य देख जानो, फिर पता लग जायग 
कि दूसशें का दुःख कैसा होता है । 


आत्मोपस्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति । 


ग्रात्मा के तुल्य तमाम प्राणियों को देखने पर, दुःख 
सुख की साक्षी तुम्हारा हृदय श्रपने आप देने लग जाया । 
धापको शास्त्रों के देखने की जरूरत न रहेगी, सब्चिदानर्द 
अ्रपने आप शास्त्र का सार समझ लेगा । 


मनुष्य को दूसरे के भले बुरे कामों की मालूम पड़ 
जाती है, पर उसमें स्वयं में कैसे कसे भलेब्बुरे गुणा हैं यह 


(१११ ) 


बहुतों को मालूम नहीं पडता ! उनको तो तभी मालूम 
पडता है, जब लोग उनके दोषों पर कछ टीका टिप्पणी 
करते हैं । जो मनुष्य”श्रपने दु्गुणों की टीका देखकर 
उनको घुघारने की कोशिश करता है, वह भी वृद्धिमान गिना 
जाता है । 


अ्रपनी प्रात्मा हिसक को देखकर-शिकारी को देखकर 
उसे कर, दुष्ट कहती है, पर अ्रपनी शभात्मा ने भी प्रनेक 
बार जीवों को मारा होगा, उन्हें कष्ट पहंचाया होगा ॥ 
इसलिए है श्रात्मा ! श्रथ तू शिकारी नहीं है, हिंसक नहीं 
है, यह तू समझ गया हो तो श्रव श्रज्ञान के जाल में मत 
पड़ना । ऐसी भावना कीजिये । हस - भावना से 
आ्रापकी पश्रात्मा भें क्षजीब शक्ति चमत्कृत होगी झौण 
आपको थोडे ही दिनों में भ्रानस्‍्द का श्रनुभव होने लगेगा। 
यह प्रानत्द, थोडे परिभ्नाण भें न मिलेगा, पर इतने परिमारण 
में मिलेगा कि श्राप उस श्रानष्द की भेंट दसरों को, भी कर 
सकेंगे । एक घात जरूर है, श्ौर वह यह कि यह भावना 
स्वार्थ की न हो । इस भावना में मृभे घन मिले, पुत्र मिले, 
स्वर्ग मिले, मैं इतना वेभवशाली बनू', “राजा वन जाऊं. 
बादशाह बन जाऊं ऐसी प्राकांक्षा न हो । भावना श्रपने 
स्वार्थ के लिये न हो, पर संसार की कल्याणा कामना की 
हो । उसमें प्राथना की जाय कि $-- 


दयामय, ऐसी मति हो जाय ! 


तिभुवन की कल्णण कामना दिन-दिन बढती जाय ॥टेका। 
झौर फे सुख को सुख समझ! सुख का करू उपाय । 
भपने सब बुः्खों को सहल' पर-दुख सहा चही जाय ॥8१॥। 


सा 
मत 
] हक 


री 
नई 


ध्व 


( २१३ ) 


भूला-मटका उलटो मति का, जो है जन समुंदाय | 
उसे दिखाऊं सच्चा 'सत्पय, निज सर्वेस्व लगाय ॥!१।॥। 


जब श्राप ऐसी भावना करने लग जायेंगे, तव प्रापके 
प्रात्मा में श्रपू्व जागृति होगी । झापका सच्चिदानध्द+रूप 
प्रकट हो जाएगा भौर मुस्कराते हुए घोषणा करोगे कि-- 


'मित्ती में सब्व भूयेष । "१ 

भ्रभी तो कई लोग परदेशों से घन कमा लाते हैं और 
यहां (मारवाड में) झ्राकर व्यर्थ की वातें किया करते हैं.। 
पर उक्त घोषणा होने पर, वंण श्राप इस प्रकार निर्क॑स्‍्मे 
बैठे रहेंगे ? उस समय धापकों एक क्षण का विश्वोम लेना 
भी क्षौचित्य से परे मालम होगा | उस समय आपंके जीवन 
की वह घारा, णो'प्रवल वैग से नीच स्वार्थों के गहन गह्नर 
में पतित हो रही है निःस्व्राथ मन्दाकिनी का रूप धारण 
कर, घराघाम पर णशान्त गम्भीर गति से प्रवाहित होने लंग 
जायगी ! श्रापके जीवन की वह्र घारा,' जो श्रभी ईर्ष्या, 
क्लेण, दू ख सम्ताप श्रादि के विपैले पीधों के बढाने में 
सहायक बनती है, उस समय प्रेम, हर, श्रानध्द, साम्त्वतता 
ग्रादि की वल्‍लरियों को नव-पल्लवित कश्ने में श्राघार- 
भूत होकर, अखिल विश्व के सव प्राणियों की गुप्त रूप से 
सेवा वजायेगी । 


थ्रापको शास्त्र भें 'धम्म सहाया! अर्थात्‌ धर्म के भ्रस्दर 
सहायता देने वाले कहा है। क्‍या गप्पें मारने वाले की 





१ सब आणी मेरे मित्र हूँ । 


( २२३४) 


घ॒र्मे: के सहायक़ कहला सकते हैं ? घर्मं के सहायक वे ही 
कहला, सकते हैं जो स्वय घर्मु-वियमो का पालन करते, हैँ 
तथा सच्चे हृदय, से पे ममयी भाषा में दुसरो को उसका बोध 
कराते हैं । ; 

ग्प्प्‌ मारते वाले स्वय तो पाप बांघते ही हैं, पर 
दूसरो से भी बबवाते हैं क्योकि थोथी यप्पो में दूसदो की 
तितदा, दूसरो की चुगला प्लौर दूसरो की खोटा-चोखी ही 
का मुख्य विषय चलता रहता है । आज आपस में फूट बढ़ 
सही है । इसका मुख्य कारण भी ऐसी अनावश्यक बातें ही 
हैं, जो गप्प कहलाती हैं यदि आपको कुछ काम नहीं है, 
तो व्यथे की बातें मत करो, फिजूल गप्पें न उड़ाश्ो । इन 
बड़बड़ाहटो से आपकी श्राध्यात्मिक-शक्ति कम हो जाती है । 
पझ्रवकाश' के समय मौत का अ्रवलम्बन करो । मोन साधारण 
व्यक्ति को शक्तिमाच पुदंष बना दता हैं। जब किसी एजिन 
को शक्ति को काम में ला होता है, तब मशोन चलावे 
वाला कारीगर उस मशीष की श क्ति को संचित कर लेता है । 
बुद्धिसान भी उस एजिन चलाने वाले कारोगर की तरह अपने 
मस्तिष्क का शक्तिया एकत्रित कर्क उन्हे रोका ' हुई रखता दे 
तथा जब और जहा चाहिये, वही उनका उचित श्र सशक्त 
सम्पादन कर लेता है । बर्केभक करने वाले मे यह शक्षित 
नही हांती । ' | 

यदिं व्यथ की बक-करक की टेव थोयो मे न होती, 
फिजूल की निस्दा करते का प्रम्यास जोयो मे न द्वोता, 
ध्कारण गप्पो के लिये लोग क्षपने अमुल्य समय का नाश 
न करते तो समाज में दल-वल्दिया, धड़ शोर पाटियाँ कभी 
नही दिखयाई देतो । 


(२२४ ) 


मैं पहले कह चका हूं कि दव ष फंलाना हिंसा में गिता 
गया है, क्षएएव हृष-बुद्धि छोड़ दीजिए । आप “भौरो के 
छुंख को देखकर कभी न जलू गा' इस मब्त्र का जाप' कीजिए, 
पवित्र बन जायेंगे । श्राप चाहे वेद सुनें, पुराण सुर्ने या 
कोई घर्म-शास्त्र सुनें, सव में यही बात सार है । 


कई भाई कह सकते हैं क्वि दूसरों के सुख से, हमें 
क्या फायदा ? किस्तु आप इस भेद के पर्दे को उठा डाबिये 
फिर देखिये क्‍या आनन्द श्राता है । श्राप यदि इस पर्दे को 
उठा देगे त्तो ईश्वर के दर्शन हो जायेगे । 


में जानू हरि दूर है, हरि है हिरदा मांय । 
आडी टाटी कपट की, ताते सुभृत नाय | 
(कबीर) 


परमात्मा तो फरमाते हैं कि 'हृदय शुद्ध करो, विश्वास 
रखो, तत्क्षण भात्म-दशन पा जापोगे । इसके बिना उसकी 
भेंट के लिए भटकते ही रहो, पद कही न पाप्नोग । 


हृदय-शुद्धि का उपाय वही है, जो मैंने ऊपर बतलाया 
है श्र्यात्‌ दूसर के सुख को देख कर ईर्ष्या नही करना, 
कस्तु सम्तुष्ट होना, यही हृदय-शुद्धि का उपाय है । 


मेरा भनुसान है, ऐसी हृदय-शुद्धि फई लोगो ने नहीँ 
की । वे लोग करें कँसे ? यदि किसी के मकान में, सरकार 
मुफ्त में नल, विजयी या पखे लगवा दे, तो वह भ्रपने तई' 
पन्‍्य समभता है भौर राजा को दृष्टि में सबसे पध्रधिक 


( २२५ ) 


सम्माननीय मैं ही हूं, ऐसा सोचकर वह सुख से फूलता है । 
किन्तु यदि कहीं राजा, मेहरवानी करके राव-रंक, घनी-गरीब, 
सब के घरों भे वही बिजली नल यथा पंखा बिना टेक्स लिए 
भेज दे, तो उस घनी को अपने श्रकेले को मिलने से जो 
सुख था, वह सुख अ्रव उसे अनुभव नहीं होगा ॥ फिर वह 
इस छपकाए को उपेक्षा-रष्टि से देखता है । कहता है कि- 
इसमे क्‍या है, यह तो सब के यहा है ? श्र के घरों में 
छघगने से इसके नल-पखे मे कोई खराबी नहीं श्राई है, 
जिससे ए_सके चित्त में रज हो । परग्तु इसके चित्त में दूसरे 
के सुख के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है । इसी से इसके हृदय 
में दु.ख हुआ । इसके प्नतिरिक्त उपयुक्त पझ्ामग्रियों में सुख 
मानना भी केवल ईछ्यामात्र से था। भ्ौरो के पास ये 
सामग्रिया न होने से यह कपने मन में सुख माचता था। 
दही सामग्री दूसरों को मिलने से इसको बड़ा दुःख हुआ । 
भ्रत) सिद्ध हुआ कि ईर्ष्या--ही -बड़ी है, नल पखे श्रादि 
नही । इस प्रकार की हूं ष-बुद्धि छोड़ दो , भोद उपयु कत 
मरत्र का जाप करो । 


रामचन्द्र, हरिश्चर्द्र श्रोर पाडवों की स्तुति लोग क्‍यों 
करते हैं ? इसके विरुद्ध रावण, कस श्रोर कौरवों को लोग 
घिक्‍्कार क्यो देते हैं ? इसलिये कि वे दूसरों के दुःख को 
भ्रपता दुःख श्रौर दूसशें के सुख को शपना सुख समभते थे । 
स्मरण रहे-पांडव, शामचम्द्रादि वीर थे श्रौर वीरों से ही 
दया (प्रहिसा) 802 । क्हिसा, क्षात्र-घर्स के बिना नहीं 
पाली जाती । बनियाशाही के हाथों में जब से अहिंसा आई 
है, तव से वह कायरों का चिह्न बन गई है। भाप 
(झोसवाल ) साई किसी जमाने में क्षत्रिय थे $ भापके अदर 


(२२६) 


क्षन्रियत्व का रवत है । जितने तीथेडूर हुए हैं वे, सब 
क्षत्रियवंश में उत्पन्न हुए हैं । यह धर्म (भ्रहिसा) कायरो 


का नहीं है । 


भहिसा-घर्मं को समभने वालों में यह गुण होता है 
कि थे दूसरे के दुःख को अपना दु'ख प्रौर दूसरे के सुख को 
धपना सुख समभते हैं ! ऊपर जिन रामचन्द्र का नाम कहा 
है, उनके त्याग-की वात सुनकर यह बात श्राप लोगों की 
समभ में भा जाएगी । 


जिस समय महाराज दशरथ के लिए कैकयी को दिया 
हुआ वरदान पूरा करने का समय ध्राया. तब पितृ श्राज्ञा- 
पालन करने, भातृभाव का आदर्श उपस्थित करने एवं 
भंगड़ा मिटाने के लिये श्रपने को मिलता हुआ राज्य छोड़ 
कर रामचाद्जी ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। इतना 
श्रपूर्वे स्वार्थ-त्याग करके उन्होंने जगत्‌ फो समका दिया कि 
पिता की श्राज्ञा के पालन, बन्घु के प्रेम भर स्वार्थ त्याग 
का वेया महत्व है ! जो लोग ईर्ष्यालु हैं, घे इस धात को 
न समभने से ही इस सद्गुण के श्रधिकारी नहीं होते ॥ 


मिन्नो ! भाप में ऐसा श्रातृ-प्रम है ? आज भाई- 
भाई छोटी-छोटी वात के लिये सिर फोड़ने को तैयार हो 
जाते हैं । फोर्ट तक मुकहमा चलता है। मैंने सुना कि 
बम्बई में दो भाइयों ने श्रपने घन का बरावर हिस्सा वॉाँट - 
लिया, पर बडे भाई का बोया हुआ एक सुपारी का पेड, 
छोटे भाई की जमीन के हिस्से में श्रा गया । घड़े भाई नें 
कहा मैंने इस पेड़ को वोया है, इससिए इस पेड पर मेरा हक 


सांसारिक कार्य और श्रहिसा 


यह बात तो आ्राप जानते ही है कि सांसारिक कार्यों 
मेँ प्रवत्त होना साधु का काम नहीं है। यह काम गृहस्थो 
का माना गया है। साध उन कार्यों में इसलिए प्रवत्त नहीं 
होते क्योंकि पे आरम्भयुकत होते हैं । सच्चा साधु भारम्म 
का कोई काम नहीं करता । शास्त्र में साधु को निरारभ्मी 
कहा है । सासारिक कार्यो में घनादि का होना श्रावश्यक 
माना गया है | साधु, जब सासारिक कार्यों में हाथ डालना 
ही नही चाहता, तब वह पैसा श्रादि क्यों कर झपने पास 
रखेगा ? पैसा श्रादि पास न रखने से ही साधु को श्रपरिग्रही 
भी कह। है । | 


जिस प्रकार शास्त्र मे साधु को तिराश्म्भी, निष्परिग्रही 
फहा है, उसी प्रकाए श्रावक-गृहस्थ छो अ्रल्पोरम्भी, भल्प- 
परिग्रही कहा गया है | यहां गहस्थ के साथ 'श्रावक' शब्द 
हमनें जाब वूक कर रखा है | कारण, गृहस्थाश्रम में रहने 
' वाला श्रावक अ्रवश्य ही पग्नल्पारम्भी श्वल्पपरिग्रही होता है । 
तीसरा दर्जा महारम्भो महापरिग्रही का है, जो सांसारिक 
सुघ्चों में सदेव मूछित रहता -है और भारम्भ परिग्रह को ही 


(२२८) 


हैं । उत्तर में छोटा भाई बोला- तुमने बोया तो क्या हुप्रा, 
यह मेरे हिस्से को जमीन पर है, इसलिए एक वर्ष सुपारी 
तुम लो प्लौर एक वर्ष हम ।” बड़े भाई ने यह बात न मानी । 
आखिर, कोर्ट मे मुकदमा चला। लाखों रुपये खर्च हो पये । 
जज एक दिन उस पेड़ को देखने श्राये । देखकर कहा-- 
'काट दो इस नाशकारी पेड को, जिसके कारण इतनी 
तकलीफ उठानी पड़ी । माखिर पेड़ काटा गया, तव जाकर 
कहीं उत भाइयों को शात्ति श्लाई । सुपारी का पेड़ क,टना 
उन्हें श्रेय लगा, परन्तु एक के पास रखने या श्राघा-पाघा 
लेने के लिए वे राजी व हुए । 


कहां यह भाइयों का नाशकारी मुकदमा श्रौर कहा 
शाम का भाई के लिए राज्य ठुकरा देना । 


यहां पर मोटी-मोटी बातों का थोड़े में दिग्दर्शन 
कराया है | हिंसा शौर भहिसा का विषय महान्‌ है। 
सम्पूर्णता से कहना, हमारी बुद्धि से परे की वात है। शास्त्र 
के भन्दर यणधरों ने इस विषय पर श्रच्छा प्रकाश डाला है, 
सद्गुद के द्वारा उनके परिश्रम का लाम लेना वड़ा सुख- 
दायी होगा । 


हिंसा भौर प्रहिसा के भेद इसलिए प्तममाये हैं कि 
जेसे जोहरी अपने लड़को को हीरा, माखिक, मोती की 
परीक्षा जिस समय वतलाये, उस समय उसे नकली हीरा, 
भाशिक, मोती की परीक्षा भी वतला दे तो उसे बड़ा धाम 
' होता है । जव वह सामने रखे हुए हीरे, माणिक, मोती 


(२४२६ ) 


छांट कर भ्रलग रख दे, तब समभता चाहिए कि बह पूरा 
जोौहरी वन गया । वह इनका 'व्यापार करे ,था,न करे, यह 
वात जुदा है । पर यह तो निश्चय है कि व्यापार करना 
उसके लिये बड़ी वात नहीं है। इसी तरह जो हिंसा-अ्रहिंसा 
के स्वरूप को समदृष्टि के प्रताप से समझ यया, उसके दिए 
बुरे की त्यागना कोई कठिन फाम नहीं है ॥ 





( २३० ) 


ग्रपने जीवन का सर्वेस्व समझता है । झतएवं वह महारम्मी 
शौर मह.परिग्रही कहा जाता है । 


इससे झाप यह सतत समभ्रिये- कि श्रावक इहलौकिके 
सुख से वंचित रहता है या वचित रहने के लिए उसे उपदेश 
दिया गया है । नहीं, श्रावक के लिए ऐसा नियम नही है । 
श्रावक इहलोकिक सुखों के लिए प्रयत्न करता है ओर घुख 
भी भोगता है, पर उसे शझ्पने जीवन का उद्देश्य नहीं 
समभता । मभिथ्यात्वी में भ्रोर श्रावक में यही एक बडा भारी 
झन्तर है । 


दूसरा भ्रन्तर यह है कि श्रावक को स्थूल हिंसा का 
सर्वेधा त्यागी तो होना पडता ही है, जहा तक बन पडता 
हे, सुक्ष्म की रक्षा का ध्यान रखता है ॥ हां, पहला काम 
उसका स्थल जीवों की रक्षा कश्ना है । भिथ्या मे प्राय! 
यह बात नही होती । मौका पडने पर, वह नियम की हृद 
के पार भी काम फर बेठता है । 


हमने ऊपर जिस श्रावक के ग्रुण बतलाये हैं, वे 
विवेकी श्रावक के समभने चाहिए। केवल चामघारी श्राजनकल 
के आवको में ये ग्रुण कम देखे जाते है । सच्चे उपदेश 
के नही मानने से, या सच्चे उपदेश देने वादों का प्तयोग त 
मिलने से, उत्हें कतेव्याकर्तेग्य का ज्ञान कंसे प्राप्त हो सकता 
है ? क्तंव्याकतेंग्य को श्रच्छी तरह न समझ सकने के 
कारण ही बहुत से माई कर्तव्य के पालन में ढीले दिखाई 
देते हैँ । यह दोष, केवल छन भाइयो का ही है, ऐसा 
एकान्त नही, किन्तु उनको कतेंव्यादतेव्य था सच्चा ज्षान 
सममभाने वाले सच्चे छपदेशक भी थोड़े मिलते हैं । मेरी 


( ३३१ ') 


समभ में यह दोष उपदेशकों का भी है कि वे क्रमश! कर्तेव्य 
पालने का उपदेश कम देते है, या शास्त्रों का यथार्थ, सम 
कम समझाते हैं । 


याद रखिये, जो साधु के सूक्ष्म -कर्तेव्यों का सर्वे 
साधारण गृहस्थ से पालने को कहता है, वह उसे अपने मार्ग 
से च्युत करता है । कुछ लोगों ने गृहस्थ श्रावको के सिद 
पर स्थावर जीवो की रक्षा करने का भार इतना. डाल दिया 
कि वे इसका विशेष ज्ञान न रखने से स्थूल हिंसा से भी न 
बच सके । गृहस्थ के लिये, मुख्य रूप से स्थल हिंसा से 
बचने का विशेष श्राग्रह किया .गया है | यदि स्थल के सिवा 
सूक्ष्म (स्थावर) हिंसा से ही बचने का मुख्य कतंव्य होता 
तो शास्त्र में 'थूलाशो पाणाइवायाप्रों वैरमण' के घदले 
'सुहमाओं या सब्वाओो पाणाइवायाश्रो वेरमण' ब्रत श्रावक 
को घतलाते । ५ ह ह 
शास्त्रकार ने पानी. के भ्रन्दर-नही-तहीं , पानी की 
एक बूद के श्रष्दर अपंख्यात जीव बतलाये हैं । 'श्रव कोई 
पानी का प्यासा श्राया; उसने पानी मागा। श्रावक ते पानी 
पिला दिया । कई भाई यहा फह वंठते हैं कि एक पचेल्द्रिय 
जीव फी रक्षा के लिए' श्रसख्या जीवो का नाश हो ग्रया, 
इसका जवाबदार कौन ? पर हम शास्त्र में जहां तीर्थद्भूरो 
ने हिसा का वर्णन किया है, वहां हम देखते हैं कि पचेन्द्रिय 
जीवों के सामने सूक्ष्म जीवों को उतना महत्त्व नहीं 'दिया 
गया है क्योकि कल्पारम्भी के लिए ऐसे मार्ग का ग्रहण 
करना, भ्त्येक भ्रवस्था में सुगम एवं कल्याण-जनक नहीं 
होता । पवेन्द्रिय.याने स्थूल जीवों का संसर्गे, उसे विशेषता 


'( ११२ ) 


के साथ एस भवस्था में ले जाने के लिए समर्थ नहीं होता 
हैँ कि जिसे निरारम्भी छोर निष्परिग्रही कहते हैं। विवेकों 
श्रावक गृहस्थ सृक्ष्म णीवों की हिंसा से नहीं बच सकता । 
पचेन्द्रिय जीवों के पोषणार्थ तथा स्वदेह निर्वाहार्थ जलादि 
पदार्थों का उपयोग करना उसके छिए पनिवायें रूप से 
प्रावश्यक हो जाता है। इसके सिवा जब श्वावक इस तरह 
से जवादिक छा संग्रह करके भारम्भी बन चुका श्रौर उसकी 
चेष्टा स्पष्ट रुप से उस पदार्थ को किसी भी प्रकाश से इस 
रास्ते भे व्यय करवे की है, उस अवस्था में किसी को उस 
घस्तु का छपभोग करवा देने से उसे हिंसा का नया पाए 
लगा, यह कँसे समझा जा सकता है ? क्‍योंकि शास्त्रों में 
उल्लिखित जो अ्रनुकम्पा का महत्त्व है, वह इस बात का 
समर्थक है कवि निःस्वार्थे भाव से यदि भ्रनुकम्पा की जाय तो 
वह कर्म-वल्धन से बांधने वाधघी नहीं है, पर्थात्‌ इत्त तरह 
हिसा का दोप एकान्त रूप से एस पर लागू नहीं होता । 
कोई व्यापारी किसी तरह का व्यापार करे झौर उसे छस 
ध्यापार में हर सरह से खूब खर्चा भी करना पड़, पर ऐसा 
करने से यदि वह बहुत भ्रच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है तो 
क्या धहू किया हुआ छ्चे कभी नुकसान में पर्यिणित किया 
जा सकता है ? नहीं । तो फिर किसी ने यदि जलादिक 
पदार्थ भ्रपनती लाना प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के 
लिए घंग्रह कर रखा है भ्रीद उससे प्रनुकम्पा रूपी एक महान 
धाम प्राप्त कर लेवे तो वह हिंसा में कंसे गरिना जा सकता 
है ? हां, इस शास्त्रीय कथन के छत्च महस्व को वही समस्त 
धकता है, जो निष्पक्ष-भाव से इसका मनत कर चका हो । 
साथ ही इस बाह्य को भी नहीं भुलावा जा सकता 


( २३३ ) 


कि किसी गृहस्थ के लिए साधु द्वारा उक्त उपभोग्य वस्तुभो 
का देना वर्जित है, पर गृहस्थो द्वाश्ा दिया जाना कही भी 
मना नहीं है क्योंकि शास्त्रों में गृहस्थ झौर साधु का कल्प 
एक नही है । गृहस्थ सचित्त जलादिक वस्तुओ्ों का अपनी 
विविध आवश्यकताश्रो को पूरा करने के उद्देश्य से सैंग्रह 
करके रखता है भ्रौर उसे उसको हिंसा होती ही है. तो 
उससे यदि वह श्रनुकम्पा रूपी महान्‌ लाभ की प्राप्ति भी 
करले तो यह सर्वथा हिंसा मे कँसे गिना जा सकता है ? 
इसलिये मनुष्य को, भ्रनुकम्पा मे हिंसा का सिथ्या आभास 
मानकर, कभी भी श्रपने महान्‌ कर्त्तव्य से च्युत नहीं होना 
चाहिये । शास्त्रों मे कही भी भ्रनुकम्पा को हिंसा में परिगरणित 
नही किया है । 


पचेन्द्रिय जीवो की हिंसा करने वाले को नरक गति 
मिली, ऐसा पाठ पढने में श्राया है, पर सूक्ष्य जीवो की 
, हिंसा करने से भी मिली हो, ऐसा पाठ देखने मे नहीं 
प्वाया । इस प्रश्न का विशेष खुलासा नेमिनाथजी के विवाह 
से कीजिये । 


२१ तीर्थकरो ने यह बात ' प्रसिद्ध की थी कि 
नेमिनाथ वाल-ब्रह्मचारी रह कर दीक्षा लेंगे । शास्त्र-प्रसिद्ध 
होने से तथा नेमिनाथ स्वय तीनज्ञान के घारण करने वाले 
होने से, इस बात को जानते थे कि में बाल-ब्रह्मचारी रह 
कर दीक्षा लू गा, फिर उन्होने यह विवाह का नया झाडम्बर 
क्यो स्वीकार किया ? इसीलिए कि यादवों में महा-हिंसा 
घूस गई थी । उस हिंसा को दूर करने के लिए विवाह- 
प्रसंग को लेकर बाड़े में बधे हुए पशुओं को करुणा, से छुड़ाया 


( २३४ )) 


धोर महात्याग का जगत्‌ को प्रभाव बतलाया । यदि स्थावर 
जीवो की हिंसा, पचेन्द्रिय जीवो के सरश ही होती तो 
भगवान्‌ नेमिनाथ विवाह के प्रसंग पर स्नान की कुण्डी में 
बहुत जल इकट्ठा किया था, उस समय अ्रसख्य-जल-जीवो 
को देख कर कह देते कि "मेरे स्नान के लिए असंख्य जीव 
मारे जाते हैं, इसीलिए यह हिसा मुझे श्रेय नहीं है ।” पर 
ऐसा कहे बिना ही स्तान करके हाथी पर विराजमान , हो, 
ठाट-वाट के साथ बारात के जुलूस को-साथ लें, उग्रसेन के 
महल पर गये । यहां बाडे में जीवों को देख कर, जगत्‌ के 
जीवो को स्थूल जीवो की दया का माहात्म्य बताने के लिए 
सारथी से पुछा-- 


श्रह सो तत्थ निज्ज॑तो दिस्स पारे भयददुए । 
वार्डेहि पिजरेहि च सन्तिरुद्धें सुंदु्विंखए ॥। 


धर्थात्‌ू-ये सब सुख के श्रर्थ जीव, बाड़े भोर 'पिजरे” 
के अन्दर शेक कर किसलिए दु.खी किये गये हैं? 


श्रह सारही तश्नो भखइ एए भद्दाओ पारिणों । 
तुज्क विवाहकज्जंमि, भोयाबेऊं॑ : बहुजरां ॥। 


सोऊरण तस्स चयरां वहु पाणि विणासरां । 
7 चिन्तइ से 'महापन्‍्ते, साणुवकोसे जिये'हिउ ।। 
ा 
( उत्तराध्ययन ) 
सारधो ने उत्तर दिया-- 


( ९१३४ ) 


इत सब सुख के अभिलाषी भद्र प्राणियों को तुम्हारे 
विवाह के कार्यों में बहुत जनो को भोजन देने के लिए इकद्ा 
किया गया है । 


सारथी के वचन को सुनकर महा. प्रज्ञावान्‌, जीवों-के 
हितेच्छु नेमिताथजी विचार करने लगे-- 


जइ सज्क फारणा-एए हम्मंति सुबह जिया ।॥' 
ने से एयं निस्‍्सेसं, परलोए भवचिस्सइ ॥॥ 


यदि मेरे विवाह के निमित्त बहुत प्राणी मारे जाते हैं, ' 
तो यह हिंसा मुझे परलोक में शाह्तिदायिनी न होगी । 


श्री नेमिनाथजी के प्रभिप्राय से, साश्थी द्वारा सब 
जीव छोड़ दिये गए, तब उच्होंने कुण्डल आदि सब झ्राभूषण 
उतार कर उस सारथी को इनाम मे दे दिये । 


झब विचार करने की: वात यह है कि बहुत जीव 
उस..जल की कुण्डी में थे या उस. बाड़े में ? उत्तर यह 
होता है कि सूक्ष्म जीवो की सख्या से तो जल की क्ुण्डीः 
में प्रसंख्प जस्तु तथा भ्न्य जीवो की श्रपेक्षा से भनन्‍्त स्ीव 
थे, परस्तु -वाड़ में तो गिनती के ही पशु-पक्षी थे । बुद्धि- 
पूर्वक समझना चाहिये कि यदि एकेन्द्रिय जीवो की रक्षा, 
“का, पचेन्द्रिय जीवो की रक्षा के वरावर माहात्म्य होता तो 
भगवान नेमिनाथजी अपने स्नान करते के समय द्वी यह बात ; 
कहते कि यह बहुत प्राणियों की हिंसा मुझे शाह्तिदात्री न . 
होगी । वहा तो ऐसा कुछ भी न कहकर पशु-पक्षियों .के 


/४.2० 03 हा 


( ३१६ ) 


बाड़े के सामने ही ऐसा कथन किया कि-'यह बहुत प्राणियों 
की हिंसा मुझे शान्तिदात्नी न होगी । इससे स्पष्ट रीति से 
यह बात मालम पड़ती है कि पंचेस्द्रिय की रक्षा महारक्षा 
है | नेमिनाथजी ने श्रपने प्रत्यक्ष में पशु-पक्षियो को छुड़ाकर 
उदाहरण उपस्थित किया है । 


कोई तक कर सकता है कि-चेन्द्रिय फी रक्षा में | 


एकेन्द्रिय जीव मारे जांय,' तो एकेश्द्रिय जीवो की सख्या बहुत 
होने से पचेन्द्रिय की रक्षा की श्रपेक्षा एकेम्द्रिय के भारम्भ 
का पाप ज्यादा होगा । यह कहना सर्वथा मिथ्या है। 


झगर ऐसा होता तो उस जीवदया को प्रकट ,करते के लिये 


स्नान श्रादि का आरम्भ श्रौर बारात जोडने का श्राष्टम्बर 
तेमिताथ भगवान्‌ कभी स्वीकार नहीं करते । 


प्राजकल श्राप लोगो में कर्त्तव्याकत्तेव्य के विषय में 


वडी गर-समम फैल रही है । अमृतलाल भाई कहते थे कि, 


एक प्रसूता बाई को प्यास लगी । उसने एक श्राविका बहन 
में पीने के लिये पानी मागा, पर उसने इसलिए नहीं दिया 
कि पानी देने से तेले का दण्ड भाता है । इस वहन ने यह 
तेले का दण्ठ किस में से निकाला, यह हमारी समझ में नहीं 
आया | अमेरिका वाले यहां श्राकर हमारे भाइयों पद दया 
करें, पर हम झपने भाई-बहनो के प्रति तिरस्कार करें, यह 
कहां का न्याय है ? मनुष्य, पशु पर दया झौर छोटे-छोटे 
जीवो को बचाने की कोशिश करें, पर मनुष्य के प्राण जाते 
हों, उस तरफ कुछ भी ध्यान न दें, यह कितनी भारी 
नासमकी है ! साधु को तो छःकाया की हिंसा का त्याग 
हैं, पर आपको नहीं है। फिर सूद्म जीवो की भोट में प्राप 


ह। 


( १४६७) 


भ्पने कर्तव्य के प्रति उदासीनता दिखलाते हो, क्या यह 
उचित है ? ः 


दुनिया भें ऐसा कोई श्रारम्भ का काम नहीं, जिससे 
कर्मबष्घन न होता हो । काम को ज्ञानपूर्वकः विवेक-सहित 
करने से पाप-घत्घ कम होता है श्लौर भ्रज्ञानपुर्वेक करने से 
भयद्धूर पाप-बल्घ हो सकता है । 


कई भाई विचारते होंगे कि रोटीं बनाने वाली बहिन 
पाप से नहीं बच सकती । में कहता हूं कि वह पाप से 
बहुर्ताश में बचती हुई पुण्य प्रकति का बत्धघन भी कर सकती 
है । श्राप कहेंगे--'कंसे ? इतका उत्तर हैं जो बहिन 
रसोई करने को श्रपने पर झाया हुभा कत्तेव्य समभती हैं 
कि इस रोटी से बहुतो की श्रात्मा को शाप्ति मिलेगी, 
श्रपने को मजदूरनी न समभ कर जयरापूर्वक लकड़ियों को, 
कण्डों को श्रौर चल्हे को साफ करती हुई जीवो को बचाती 
हुई जो रसोई करती है वह पाप-प्रकृति मैं भी पृण्य-प्रकृति 
बांघती है । पर जो शपने को मजदूरनी समझ कर वेषरवाही 
से रसोई करती है शोर भोजन करने वालो को राक्षस 
समझमती है, वह बहन पाप प्रकृति में और पाप-प्रकृति बांघ 
लेती है ।' 

बहुत-सी बहनें रसोई न करने अपने को पाप से 
बची हुई समभती हैं पर में कहता हु कि उनका यह खयाल 
एकान्‍्त यथार्थ नहीं है । 


आज की बहुत सी बहिनो का जीवन आलस्यमय 
वन गया हैं वे शास्त्र के वास्तविक प्र्थ को स्वय तो कुछ 


( २६४ ) 


समझती नहीं श्रौर न समझने की कोशिश ही करती. हैं । 
शास्त्र में कहा क्‍या है भ्रौर ये काम में किस ढंग से लाती“ 
हैं ! वे हम लोगों (साधुप्नों) के पास से धट्टी न फेरने की, 
पानी ने लाने की, रसोई न बनाने की सौगन्ध लेती - हैं । 
वे समझती हैं कि ऐसा करने से हम पाप से बच जाय॑ंगी, 
पर इन बाह्ययों को इस बात पर भी विचार करने की 
भावश्यकता है कि श्राटा खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा 
झभोौर रोटी भी जीमनी पड़ेगी ही, फिरपाप से कैसे भ्रलग 
रह सकेंगी ? 


श्राज की बहिनों के लिये रसोहया चाहिये । पानी' 
लाने वाला चाहिये, श्राठा सोधा मोल श्राना चाहिये । ये 
तो सिर्फ गहने पहन कर प्रालस्यमय जीवन बिताने में ही 
झपनी शान समझती हैं । कैसी उल्दी समझ ! ये बहनें 
यह नहीं सोचती कि विवेक-सहित रसोई करने में, पानी 
लाने मे, भाटा पीसने में जितनी हम जयणा कर सकती हैं, 
उतनी मजदूर या मजदूरनी कभी नहीं कर सकते । 


श्राजकल के नीकरो क॑। वे-परवाही प्रसिद्ध है । रसोई 

करने वाले नौकर द्वारा, कई बार पाटे में जीव हैं या नहीं,' 
इसका कुछ भी व्यान न रख अ्न्धा-धुन्धो से श्राय जला 
रसोई वनाकर रख दी जाती है। कई पानी वाले भा मालिक 
पानी मंग्रवाता है कुए का भौर वे श्रालस्यथ से नल से ही ले 
श्राते हैं | कुएं पर जाते भी हैं तो कुछ छाना, कुछ न छाना 
पानी ले आते हैं । यही दोप कई घट्टी पीसने वालियों में 
भी समझ लीजिये । क्‍या जितनी चिन्ता जीव बचाने को 
* शाप लोग्रों को होती है, इनको हो सकती है ? 'कभी नहीं ।' 


( २३६ ) 


'बहुषा गेहूं श्रादि के साथ भ्रन्य सेकड़ों प्राणी भी पीस लिये 
जाते हैं । 


भाइयो, जरा विचार कीजिये कि यह सब पाप किसके 
“जिम्मे आएगा ? कई लोगों ने समझ रखा है कि दुसरे से 
“काम कराने में पाप से बचेंगे श्री६ ऐसा करना पुण्य-कर्म 
समभ रखा है, पर इससे तो उल्टा श्रधिक पाप लगने की 
ही सम्भावना है । 


सुना जाता है कि श्राजकल लोगो की प्रवृत्ति 'फ्लोर 
मिल' (श्राटा पीसने को चक्की) में श्राठा पिसाने को शोर 
.बहुत बढ रही है । याद रखिये, इन मिलो में झाटा पिसाने 
में गेहुओ का सार (पीष्टिक तत्त्व) जल जाता है ।- दूसरी 
बात यह है कि घट्टी में झआादा पिसाना श्रौर इस मिल से 
पिसवाना, इसमें जो पाप होता है, उसमे भी बडा भारी 
प्रस्तर होता है । थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि भाषपसे 
-अपने सेर, दो सेर या पाच सेर जितना भी श्राटा परीसा, 
सिर्फ उसी का जितना पाप लगना होगा-लगेगा, पर श्राप 
जब गिरनी (मिल) मे श्राटा पिसवार्येंगे, तब चाहे एक 'सेर 
पिसवाया हो या एक मन, परस्तु सारी ग्रिरनी मे जो महान्‌ 
धारम्भ होता है, उसकी - क्रिया श्रापको लगेगी। इसके 
सिवा--मास भोर मछली वेचने वाले गेहूँ खरीद कर उसी 
ठोपली मे गेहे ले आते हैं धौर उसी गिरमी मे पिसवा ले 
जाते हैं जिसमे श्रावक लोक पिसवाते है । भ्रव उनके गेहुओों 
का सस्कार इन पर केसा पड़ेगा ? यह चुद्धिमानों को 
सोचना चाहिये । 


झ्रालस्य के कारण, धर्म की भोट से जो भाटा पीसने 


( २४० ) 


का त्याग ले लेती हैं और घमिणी बन बेठती हैं, उसे मैं तो 
तब घम्मिणी समझ, जब वह यृहस्थी से निकल कर सर्वारम्भ 
का ही त्याग ले ले । 


में बम्बई के पास एक, ग्राम मे था। तब कुछ 
» काठियावाड़ी बहिनें दर्शन करने आईं ।. उनमें एक बूढ़ी 
बहिन भी थी । बात चलने पर मैंने उत्से कहा-“गिरनो 
में पिसा हुआ झाटा तो श्रव श्राप नहीं खाती हैं न ? क्योंकि 
इसमें भारी क्रिया लगती है ।' 


बूढी बोली--'ए आटो खावामां मारो तो सन नथी 
मानतो, पर ए म्हारी बहुओ कहे छे के-- भश्रमो बम्बईनी 
सेठाणिश्रो थई, हुवे हाथथी पीसवो ए साहू नथी ।' 


मैं--'ठीक, ५ वेनो वम्बईनी सेठाणियो थई एटले 
पीक्रवाती दुःख तो बीजा ने आापी, ए दुःख थी मुक्त थई । 
पण तमे तो गृहस्थ छो, एटले ए घटिया करतां बधघारे दुख 
थाय छे, एवा कार्यो पण तमे हजू छोड़था नथी जणाता । 
जेम के संतति प्रसव करवानु दु!ख, जे एक महादु ख गणाय 
छे--ते तमे छोड़ी दीघो के ? ज्यारे ए काम तमे नथी छोड़ी 
शक्या तो घटिया पीसवाना दु।ख ने लीधे, गिरणीनों भ्रष्ट 
झने महा बारम्म थी पेदरा थयेल भाटो खावा थी तमारो 
पाप केम टले ? श्नने सुधारों पण केम थयो गणाय ? 


जो वाइया, सम्तति-प्रसव जैसे महान्‌ कष्ट से दूर 
नहीं हो सकती है भोौर सम्तान के लिये नहीं करने, लायक 
अनेक झनुचित पाप भी करती हैं, वे बहिनें श्रपने खाने का 


मु 


रु 


( २४१ ) 


ध्रादा पीसने का त्याग लेकर, गिरणी में या दूसरे से झाठां 
पिसवा कर घर्मिणी बनता चाहती हैं तो यह उचित कंसे 
कहा जा सकता है * 


इसी तरह मारवाड की बहिनो को भी समभना उचित 
है कि मौज-शौक भ्रौर आालस्य में जीवन विता कर 
व्यावहारिक कामो का वारा दूसरे पर डाल देना कि जिससे 
प्रल्पारम्म के बदले महारम्भ पैदा हो और उसका खयाल 
ने करके श्राप घर्मात्मा कहलावे, यह उचित नहीं है । 
घर्मात्मा स्त्री-पुरुष, भ्रालस्य भ्रौर दु.ख के मारे भ्पना बीफा 
छूसरे पर डाल कर घ॒र्मात्मा बनने का ढोग नहीं रचा 
करते हैं । 


भाइयो शौर बहनो श्राप लोग शास्त्रों को देखिये 
श्रौर समभिय । यदि स्वय में इतनी शक्ति न हो कि उनके 


' तत्व को समभ सकें, तो सद्गुरुभों से समभिये । जव श्राप 


शास्त्र-तत्व को समझ लेंगे और यह जान जायेगे कि किस 
क्रिया के करते से पुण्य तथा पाप होता है, तव पता लग 
जायेगा कि हमें दया करना चाहिये । भौर उससे प्रनभिज्ञ 
रहने के कारण ग्रभी क्या कर रहे हैं, इस शात के प्रमाव 
से लोग, केवल देखा-देखी श्रनुकरण करते हैं श्रीर अल्प-पाप 
मे भी महा-पाप मान कद विशेष करते हैं । 


कई भाई सवे-ब्रती साधु मुनिराजों को प्लाचार-विचाय 


,. पालते हुये देख कर उनकी सूक्ष्म बातो का उसी माफिक 


प्रनुकरण करना प्रारम्भ फर देते हैं। साधु किसी गृहस्थ 
को दान नही देते, इसलिए साधु के सिवा वे भी किसी को 


( रेडर ) 


न दें । साधु (गृहस्थ को अनेक क्रियाप्रो द्वारा उनका जीवन 
निर्याह-रूप) परोपकार नही करते, वैसे हम भी न करे । 
या साधु जिन कामो को न करें, ऐसे परोपकार के कार्य में 
भी पाप समझें । यह समझता शास्त्र-विधि के भनजानो 


का है क्योंकि सर्वेत्रती मुनिराजो के आचार, कल्प और - 


कल्प की मर्यादा श्रलग है और गृहस्थो की श्रलग । जेसे कि 
जिनकल्पी महात्मा श्रकेले रहते, मौन रखते, घर्मो१देश नहीं 
देते, दूसरे साधुप्रो की वेयावच्च आदि कृत्य नहीं करते, 
यह उनका कल्प है । परन्तु यदि स्थविरकल्पी प्ताधु जिनकल्पी 
की देखा देखा प्रनु+रण करके वेयावच्च करना, सघ को 
सेवा करना, परोपकार करना छोड़ दे, तो उसको निदयी 
कहा है । ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे मे--' श्रायाणुकम्पे नाम 
एगे ना पराणुकम्पे ।” प्रर्थात्‌ 'कोई ३ पुरुष शअपने श्रात्मा 
की ही खान-पान से रक्षा करता है, परूतु दूसरे की नहीं 
करता, उसे या तो जिनकलपी या प्रत्येक बुद्ध या निर्देयी 
फहा है । शास्त्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट है कि 
जिनकलपो या प्रत्येक बुद्ध दूसरे की भ्रन्न-पानी श्रादि से रक्षा 
न करे, यह उनके उत्कृष्ट उत्सर्ग मार्ग का कल्प है; परन्तु 
यदि स्थविरकल्पी साधु, साधु की, भौर गृहस्थ, गृहस्थ की 
प्रन्न-पानी धादि से प्रनुकम्गा न करे, तो वह निर्देयी कहा 
जाता है । वैसे ही साधु-महात्माश्रो को जिन--जिन कामों 
के करते का कल्प नहीं है, उन-उन कामो को मुनिराज 
का कल्प वतला कर, श्रयर श्रावक भी परोपकारादि छोड 
दे तो उसे भी निर्देय समझना चाहिये । इसलिये साधु की 


न. 


देखा-देखी परोपकार के काम यूहस्थ को छोड़ देना, विधि-मार्म - 


का भज्ञान है । 
साधुश्नो को भाव-शुचि अति उत्कृष्ट होने से स्‍्तान 


( ३४३ ) 


दंत-घावन झ्रादि द्रव्य-शुच्ि ब्रह्मचये की रक्षा के लिये शास्त्र+ 
विधि से उन्हें नहीं कल्पती है । यह देखकर कोई भोला 
यह श्रर्थ निकाल ले कि जैसे साधु-महात्मा स्नान, दत-धावन 
ग्रादि नही करते, यह उनको मर्यादा है, इसलिये श्रावकों 
को भो नहीं कल्पते, इसलिये नहीं करने चाहिये, यह श्रावक 
के कल्प से अनजानो का समझना है । क्योकि शास्त्रों मे, 
आनन्द' श्रादि श्रावकोी का श्ाचार का कथन जहा चला हैं 
चहां स्नान की श्रौर दन्‍त घावन आदि की विधि का कथन 
है । परन्तु सदा करना कल्पता ही नही, ऐसा निषेध नहीं 
है । कोई मूर्खता से कहे कि श्रावक को दन्‍्तघावन आद नहीं 
कल्पता तो समझना चाहिये कि वह शास्त्र व श्लावक-पर्मे 
से श्रनजान है । 


शास्त्र मे गृहस्थाक्षम चलाने वाले श्रावक के लिये 
९ स्नान या दन्तधावन भ्रादि वाह्य-शुति का निषेध नहीं किया 
है, बल्कि भ्रवधि का निषेध किया है । हा, स्तानादि को 
शआ्रावक बाह्य शुचि समझता है, किन्तु श्रश्तरग भाव शुचि 
यानि मोक्ष का साधन नही समझता । जैनेतर शास्त्रों में 
भी कई स्थानों पर सतान को इसी रूप में माना है। जो 
लोग, इस द्रव्य-माव शुचि के भेद को न समझ कर गृहस्था- 
श्रम में रहते हुए भगरन्दे वस्त्रादि रख कर लोगो मे यह 
फहते है कि गन्‍्दा रहना, स्तानादि न करना, यहू हमारा 
छझावक की आचार है, तो ऐसा कहने पाला जैन घमर्म के 
. श्लावक का मर्यादा का भ्रनजान है झोद धर्म की घृणा पंदा 
करने रूप पाप का भागी है । 


साधु मुनिराजों की प्राचार-विधि, श्रावको से बिल्कुल 


( २४४ ) 


भिन्न है । श्रत: श्रावकों के छिये, साधुओं की क्रिया पालने 
फा कही' श्रादेश नहीं है | यह बात में श्रपने मन से नहीं 
कह रहा हूं, शास्त्र देखते से ब्लापकों भो इस बात का पता 
लग जायगा । 


श्रावक को सोच समझ कर ही किसी वात का त्याग 
लेना चाहिये, देखा देखी नही । साधुझों का भी त्याग कराते 
समय श्रावक को वस्तु-स्थिति पर दृष्टि श्रवश्य डालनी 
चाहिए । यह नही कि जैसे कोई श्राव्॒क बैठे-बंठे हो क्षणिक 
वैराग्य में श्राकर सथारा लेने की इच्छा प्रकट करे और 
साधु वास्तविक स्थिति को ने समझ कर त्याग करा दे। 
यदि श्रावक, इस प्रकार का साधु से त्याग ले श्रौर साधु 
उसे करा दे तो यह उनका बिल्कुल श्रज्ञान है । त्याग कराने 
वाल श्रौर लेने वाला को वस्तु-स्थिति भौर त्याग के महत्त्व 
का ज्ञान ह्वाना चाहिये। ज्ञान रख कर त्याग कराना शुद्ध 
त्याग हैं । 


मुनियो को श्रपनी विधि पालने के लिये, शास्त्र में 
वर्शित किसी उच्च साधु को अपना श्रादर्श मानना चाहिये । 
इसी प्रकार श्रावक को अपनो विधि पालने के लिय झानन्द 
ध्ादि उच्च श्रावको के ब्रत प्रत्यास्यातन की विगत, शास्त्र 
में श्वावकों के भादर्श के लिये ही ली गई है । यदि ऐसा 
न होता तो इन लोगों का शास्त्र में उल्लेख करने से 
बया लाभ ? 


प्रानन्द श्रादि उच्च श्रावकी की दिनचर्या और उच्च 
नियमों के श्रनुकूल अपनी दिनचर्या न बिनाने के ही कारण 


( २४५ ) 


लोगो की दिनचर्या धौर बर्ताव स्फूर्तिप्रद होनें की जगह 
झालस्यमय हो गये हैं । यही कारण है कि यूरोप के मनुष्यो 
की श्रोसत झ्रायु ७० से ७४ है झ्ौर भारतीयों की २० से 
२५ वर्ष तक की ही ! 


विचार कीजिये, इतना महदतर क्यो ? यूरोपियन 
वृद्ध होकर क्यो मरता है श्लोर भारतीय तरुण होने के पूर्व 
ही क्‍यों मर जाता है ? जिस आयु में यूरोप निवासी 
उत्साही कार्यो मे लगने की उत्कठा प्रदर्शित करते हैं, उस 
झायु मे मारतीय मृत्यु की घड़ियां क्यो गिनते लगते हैं ? 
एक कारण हे-उनका रहत-सहन, चिघि-व्यवहार प्राय। 
नियमित और यहा वालो का प्रायः श्रनियमित ! भला 
नियमित जीवन भी कोई जीवन है ? 


मैंने ऊपर झापको भअ्रंधाधु घ अनचुकरण न करने का 
कुछ दिग्द्शन कराया । भ्रव जरा कतेव्याकतेंव्य का ज्ञान त 
होने से अल्प पाप को भमहा-पाप समझ कर विरोध करते है 
इस पर भी कुछ कह देना चाहता हु। दूर कहां जाऊ, 
झाप खादी को ही लीजिये । लोग कहते हैं कि चर्खा गरत- 
गरन फिरता है, इससे वायुकाय का भारम्भ होता है श्रौर उससे 
कते हुये सूत से कपड़ा बुना जाता है, इससे भी श्रारम्भ 
होता है । यह वात यथार्थ है, पर विलायती (मैचेस्टर 
झ्रादि का) कपडा तो छुहो काया की भहान्‌ हिंसा के द्वारा 
तेयार होता है, यह श्रापको मालूम है ? 


वीतराग का मार्ग, जैसा कुछ ऊटपटांग बुद्धि वाले 
भाई समझते हैं, उससे निराला हैं । भाज लोग शझ्षाटे का 


( २४६ ) 


मांड लगा कर कपड़ा तैयार करके देने वाले रेगरों श्रौर 
बलाइयों को अदुत एवं घुणित कर्म करने वाले कहते भ्रोर 
उनसे दूर रहते हैं; पर मिल के कपड़ों में अक्सर चर्बी 
लगाई जाती है शौर वे महान हिंसा से तैयार किये जाते 
हैं । उन कपड़े के तैयार करने वालों को आप बड़ आदर 
की रृष्टि से देखते हैं औद घनी-मानी कहकर उनका 
गौरव बढाते हैं| वे मिल के मालिक हैं न ! चर्ख से सूत 
पैदा कर कपडे बनवाने में लोग पाप समभत्ते है, किन्तु 
युद्धिमान्‌ श्रीर वीतराग के मार्ग को समभने वाला स्पष्ट 
जानता है कि हाथ के बने कपडों मे अल्पारम्भ है और 
मिल के वने कपड़ो में महारम्भ है । | 


भ्राज के बुद्धिमानों ने शोध के साथ यह सिद्ध करके 
बतलाया है कि चर्खा सिफ पेट भरने का साधन ही नहीं, 
पर कितनी ही निकम्मी श्रादत छुडा देने वाला है झ्ौर 
उसका ययथायें भर्म जानने वाले को एकाग्रता प्राप्त करने का 
भो साधन है । चर्खा विधवाझो के घर्म की रक्षा करने वाला 
ओौद भूछो की भूख मिटाने वाला है, ऐसा भ्राज के विद्वान 
कहते हैं | देश की दरिद्रता मिटाने के लिए श्राज की बड़ी- 
बड़ी घन वाली नूतन बहिनें भी इसे कातती हैं । चर्खा 
आ्राजकल का श्लाविष्काड नहीं-वहुत पहले का हैं । इसका 
जिक्र जैन सिद्धाष्तों की कथा में भी आया है । इस पर 
योग्य विचार कर्तव्याकतेव्य का जानकार ही कर सकता है । 


आ्राज कत्तंव्य के विपय में बडी उल्टी समझ हो रही 
+ है तभी वो लोग खेती को महापाप श्रौर दूसरे पनाये 
(शण्व को श्रेष्ठ समभते हैं | यह भी सुनने में श्राया है 


( २४७ ) 


कि लोग बाजार से घी लाने मे अल्पारम्म भौर घर पर 
गाय द्वारा धी पैदा करने में महारम्भ पान बेठे हैं पर खेती 
को जैन-शास्त्र में वेश्य-कर्म बताया गया है । 


उत्तराष्ययनजी के तीसरे श्रध्याय में, ऐसा कथन है 
कि चार अश्रग आराघने वाला पुरुष स्वर्ग सुख का उपभोग 
कर उस घर मे जन्म लेता है, जहां दस बोल की योगवाई 
होती है । पहला बोल, 'खेत्त वत्यु““” श्रर्थात्‌ सेतु व केतु 
ये दो प्रकार के घान्यादि निष्पत्ति के योग्य क्षेत्र हो यानि 
जिसमें जल के सीचने से पंदा हो, उसे सेतु कहते हैं और 
जिसमे वृष्टि के जल से धान्यादि निप्पन्न हो उसे केतु कहते 
हैं । वह पुण्यवान्‌ पुरुष ऐसे ही गृहस्थ के घर जन्म लैता 
है । उस कथन से स्पष्ट है कि खेती निषिद्ध घन्धा नही, 
पर पुण्यवाले गृहस्थ की सम्पत्ति मानी गई है। उत्तराष्ययन 
सूत्र के २४ वें अ्रध्ययन में जहां वेश्य-कम का वर्णन है-- 
'बइसो कम्मुणा होई! इस पाठ की टीका में 'कृषि पशु- 
पालनादि भवति' लिखा है धर्थात्‌ खेती करने व पशुझो 
फी पालना करने से वेश्य कहलाता है । इसमे भी घैश्य का 
प्रधान कम॑ कृषि करना लिखा है। भगवान ऋषभदेवजी ने 
कर्म के तीन भेद बतलाये हैं--भसि, मसि शर कृषि ॥ भ्रर्थात 
खेती करना भी प्रधान प्लाजीविका के के मे है । इन 
कथनो से मालूम होता हैं कि जन-शास्त्र खेती को भ्रनायें- 
कर्म या भ्रस्वामाविक-कर्म नही कहते किल्तु इसमें आरम्भ 
पवश्यमेव मानते हैं । 


अ्रव रही बाजार के घी की वात | जरा इस पर 
विचार कोजिये । क्या बाजार का घी झाकाश से टपक पड़ा ? 


( रे४८ ) 


'तहीं । 

किप्ती न किसी ने तो योज्ो की रक्षा की होगी, तभी 
घी मिला ! 

इसरी बात, आजकज के घी में बहत सम्मिश्रण होना 
घुना जाता है। कहा जाता है कि जिसे 'वेजीटेबल' घी 
कहते हैं, उसमे वास्तविक घो का बिल्कुल अश्रश नहीं है । 
वह नमालूम किन श्रप्नाकृतिक ढज्जो से वनाया जाता है । 
वह भारत में बनने लग गया । सुना है, इसमें चर्बी का 
भी मिश्रण होता है । 


विदेशों घी, एक रुपये का जितना मिलता है, उतने 
देशी घी के लिये लगभग दो रुपये लगते हैं | जिस देश वाल 
इस भारत से हजारो मन मक्खन ले जातें, वे मारतीयो को 
सस्ता घी दें, यह कंसे सम्भव है ? इस घी में यदि सत्व हो 
यह भारतीय घी से श्रच्छा हो, तो वे यहा से महगा घी 
ले जाकर वहा से सस्ता क्यो भेजें ? 


क्राप अहितावादी होने का दावा करते हैं तो भ्रहिसा 
का सच्चा शभ्र्थं समभिये । श्रहििसक कहलाने वाले कई भाई 
प्रहिसा का वास्तविक ब्रर्थ न जानने से कई वार ऐसे काम 
कर बंठते हैं कि श्रत्य धर्मावलम्बी वन्धु उनके कार्यों को 
देखकर हंसी छडाते हैं । वे जैन-पर्म को लजाते हैं । 


हिंसा-अहिसा का रूप न समभने के कारण ही 
कई श्रावक चींटी मर जामे पर जितना प्रफसोस जाहिर 
करते हैं, उतना ही मनुष्प पर भ-याचार या मिथ्या बर्ताव 
फरने मैं पश्चात्ताप नहीं करते । 


( २४६ ) 


यह बात हृदय में श्र कित कर लीजिये कि श्रत्याचार - 
करता जेसे मानसिक दौबल्य है, वेसे ही कायरता घारण 
करके हृदय में जलते हुए, ऊपर से अत्याचार सहत्त कर लेना 
भी मानसिक दोर्व॑ल्य है । परन्तु वास्तविक शान्ति घारण 
कश लेना यह मानसिक छच्चता श्रोर उन्तत घम्म है | जैसे 
कोई दुराचारी पुरुष किप्ती ध्मेशोला स्त्री का शील हृरण 
करता है और दूसरा उस शरण में झ्ाई हुई बहन को 
कायर बन फर शरण नही देता श्रौर भागता है तो ये दोनो 
घानसिक दोर्वल्य के धारण करने वाले हैं । एक क्रपन से 
शोर दूसरा कायरपन से । श्राज यह बात दिखाई पडती है 
कि बहुत से जैनी भाई कायरता को हो अहिसा मान बेंठे 
हैं । इसकी वजह से कतंव्य से पराड मुख होकर भश्रत्य समाज 
के घामने डरपोक से दिखाई देते हैं । यह उनके मानसिक 
दौवेल्य का फल है। वास्तविक भ्रहिसा कायरों का घर्म 
नही, किन्तु सच्चे वीरों का घर्मं है । 


सुधा” नामक पश्मिका में श्रहिसा पर एक भ्रालोचना$ 
त्मक लेख पढा था। उसमें लेखक ते पीता कै-- 


प्रनायेजुष्टसस्वग्यंयकी तिकरसजुन ! 


इस श्लोक में जो प्रनाये' शब्द झाया है उसका श्रथ॑-- 
जैन! या बौद्ध किया है। शायद उससे जनों फी सच्ची 
दया को ते समभकर, झाज के जैनों की श्रकर्ंण्यता श्ौर 
दोर्वेल्थ देखकर, यह आक्षेप कर दिया हैं पथ यदि लेखक, 
जैन लोगों की भहिसा को लिखने के पहले शास्त्रों का भ्रव- 
सोकन रूए विचादपूर्वक लिखता तो मेरा अनुमान है कि ऐसा 


(२४५० ) 
लिखने का कभी साहस ने करता ॥ 


जैनों की भ्रहिसा, श्रनायों की नहीं, वीर श्रार्यों की 
हैं | सच्चा जैन, काम पड़ने पर रण संग्राम थे जाने से भी 
नहीं हिचकता । हां, वह इस बत का जरूर खयाल रखत 
है कि मैं श्रश्याय का भागी न बन जाऊं, मुझ से व्यर्थ की 
हिस्ता न हो जाय । 


प्रहिसा कायर बनाती है या कायरों को है, यह बात 
ध्रहिसा के धास्तविक ग्रुण को न समभने वाले ही कह सकते 
हैं। भ्रहिसा-न्रत वीर शिरोमणि ही घारण कर सकता है । 
कायर अहिसाधारी नही कहला सकते । वे श्रपनी कायरता 
छिपाने के लिये भले ही भ्रहिसा का ढोंग रच ले, पर छत्हे 
श्रहिसक कहना योग्य नहीं कहा जा सकता । वैसे तो सच्चा 
अ्रहिसावादी व्यर्थ मे एक चीटी के प्राण हरण करने में भी 
थर्रा जायगा, क्योकि यह संकल्पजा हिसा है । इस क्षृत्य को 
वह ब्रत-मग का कारण समभता है, पर जब ध्याय से रण- 
सग्राम में जाने का मौका था पड़े तो वह संग्राम करता हुश्रा 
भी भअ्पने ब्रत को प्रखण्डित रख सकता है । 


जो सकल्पजा हिसा करता है, छसे पापी अश्रधर्मी के 
ताम से पुकारते हैं, पर जो भारम्म-जनित हिंसा करता है, 
उसे श्रारम्मी कहते है, परन्तु श्रकृत्य कश्ने वाला, पापी था 
प्र॒धर्मी नहीं कहते । है 


भाइयो ! श्रव शाप लोग समझ गये होगे कि जैन 
घर्म की अहिसा इतनी घंकुचित नहीं है कि संसारूकाय में 
बाधक हो । वह इतनी विस्तृत है कि बड़े-बड़े राजा महाराजा 


( २५१ ) 


भी धारण कर सकते हैं ओर उनके ध्यव्हार में किसी प्रकार 
की रुकावट नहीं भ्रा सकती । जेन-अहिसा यदि सकुचित 
होती और ससार-कार्य में बाघक होती तो पूर्च के राजा- 
महाराजा इस घम्म को कंसे घारण करते ? 


में पहले कह चुका हूं कि श्रावक सकल्पजा हिंप्ता का 
प्यागी होता है श्रौर श्रारम्भजा का झ्रागार रखता है । वह 
सकल्पजा हिंसा को न छोड़ कर, शप्लारम्भज हिंसा को ही 
प्रथम छोडने का प्रयत्न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता । 
जैसे घोती को छोड कर कोई मनुष्य पग़ी का रखता है 
तो वह चादान गिना जाता है, वेसे ही जो ध्रारम्भजा को 
छोड कर संकल्पजा हिंसा करता है, वह भी ऐसा ही 
नादान है । 


ध्राप लोगों को भ्रह्िसा का अ्रच्छी तरह ज्ञान हो जाय, 
इसलिये शव एक मोटी बात झौर कह देता हू । 


प्रहिसा एक सात्विक घर्मं है । इसके पालने वाले को 
तीन श्रे शियो में माना गया है । सात्विक वत्ति वाले, राजस 
घत्ति वाले और तामस वृत्ति वाले । श्रहिसा का पूर्ण रूप 
से पालन, वीतराग पुरुष ही कर सकते हैं। इसके अलावा 
जो सात्विक वृत्ति वाले मुनिगण हैं, वे भी सम्पूर्ण हिसा के 
त्यापी है । जो राजस वृत्ति वाले भहिंसा घर्म के पालक हैं, 
घे जानवृक्कर तो हिंसा नहीं करते हैं किन्तु अश्याय का 
प्रतिकार करने के लिये, सेना-सर्घान करना भी प्रनुचित 
नहीं मानते । ये मध्यस कोटि के प्रहिसा-घर्म के पालक 
है । इसमें श्रावक, सम्ष्टि, प्यायप्रिय धौर वीर पुरुषों का 


(२५२ ) 


समावेश है। तीसरे तामसी वृत्तिवाले भी अहिसा-घधर्म के 
पालन का दावा करते हैं परन्तु ऐसे प्राणियों द्वाया वास्तविक 
धहिसा नही पाली जा सकती । वे केवल 'अ्रहिसा-पालक' 
नामधारी हैं, प्हिसा का सच्चा स्वरूप समझते ही नहीं । 
वे लोग श्रपती मां-वहन की वेइज्जती होते देखकर हुदय में 
तो बहुत फ्रोघ लाते हैं किल्तु कही सर न जाऊ, इस भय 
से चप्पी साथे रहते हैं । जेब फोई उनके इस मौन फा 
फारण पूछता है तो कह देते हैं कि मैं भहिसा-घ॒र्म का 
पालक हूं । इसलिये झपने धर्म के पालने के लिये मैंने उसे 
दण्ड नहीं दिया श्रौर दयापूर्वक छोड़ दिया । इस तरह मन 
में भय-भ्राप्त होकर ऊपर से भ्रहिसा की बातें बचाने वाले 
तामसी जोग अ्रहिसा का ढोग मात्र रचते हैं । . 


ऐसी वृत्ति शइलकर घहिसा का ढोंग करने वाल! 
मनुष्य, कायर किवा नपु सक के समात्त है । वह ससार के लिये 
बोक है । ऐसी वृत्ति वाला ढोगी मनुष्य अ्रपनि श्रात्मा का 
हपमान करने वाला होने से, भ्रात्मघातक श्रादि पाषियों के 
समान हिसक ही है, वास्तविक श्रहिंसक नहीं ॥ 





अ्रहिसा-अआचरण को शक्‍्पेता 


वाह्यं भ्ौर आमभ्यन्तर स्वरूप को समभने के लिए 
हिसा-अहिंसा, को समझना चाहिए । श्रहिसा के बिना संसार 
के समस्त प्रांणियो का क्षण भांत्र भी काम॑ नही चल सकता । 
कहना चाहिये कि जग्रत्‌ का भ्रस्तित्व भ्रहिसा के भ्राघार 
पर ही टिका हुभा है । 

कहा जा सकता है कि हिंसा के बिना भी कैसे काम 
चल सकता है ? तो में पूछता हूँ कि तू हिंसा भ्रपन्नी चाहता 
था दूसरों की ? श्रपनी नहीं चाहता है, दूसरों की चाहता 
है । भ्रगर तू दूसरों की हिसा चाहता है तो समझ ले कि 
तेरे लिये भी हिसा तैयार है । यह तो गति की प्रत्यागति 
झौर ध्राघात का प्रत्याघात है | प्रतएव भगर तू अपनी 
प्रहिसा चाहता है तो दूसरों की हिसा की भी चाह मत 
फरण। 

तू दूसरों को हिसा चाहता है तो जैसे तेरे लिये दूसरे, 
दूसरे हैं, उसी प्रकार दूसरी के लिये तू भी दूसरा है । क्या 
पे तेरी हिसा नहीं चाहेंगे ? तू दूसरों की हिसा करते मे 
सकोच नही करेया तो दूसरे तेरी हिसा करते सें क्‍यों सकोच 
करेंगे ? इस प्रकाद सर्सार में मारामारी मच जायगी । घोर 


( २४५४ ) 


श्रशान्ति और त्रास का दौर शुरू हो जायगा । भ्रतएव यदि 
तू अपनी आत्मा को शान्ति पहुचाता चाहता है तो तुमे 
धहिंसा की शरण में जाना चाहिये । दूसरे की हिंसा को 
प्रपती हिसा समझता चाहिये और दूसरे की दया को अपती 
ही दया समझना चाहिये दया का बदला दया और हिसा 
का बदला हिसा है । 


कोई आदमी जंगल में जाकर कद्दे--'तेरा वाप चोर ! 
तो उसकी प्रतिध्वनि शसके कानो में श्राकर टठकरायेगी-- 
पैरा बाप चोर !” भ्रयय कोई कहे--'तिेरा बाप पघर्मात्मा' 
छो वही श्रावाज वापिस झाएगा कि--'तेरा बाप धर्मात्मा ! 


इस प्रकार प्रकृति जयत्‌ के जीवों को बोध दे रही 
है कि हिसा का बदला हिसा श्रौर दपा का बदला दया है। 


कहा जा सकता है कि झआत्म-कल्याण और जगत्‌- 
कल्याण की दृष्टि से भह्दिसा भच्छी चीज है, परन्तु जीवन 
यात्रा इतनो विकट है कि दूसरों को तकलीफ पहुचाये विना 
निभ नहीं सकता । भ्रहिसा का पूर्ण रूप से पालन किया 
जाय तो पल भर भी जीना कठिन हो जाय । फिर तो प्राण 
ही देने पड़े । मगर प्राण देकर भी हिसा से बचना संमव 
नही है, क्योंकि प्राण देना भी तो हिसा है। इसे आप 
झात्महत्या कहते हैं । फिर भहिसा फो अमल में कंसे लाया 
जाय ? इसका कोई ठपाय मी है ? 


इसका उत्तर में इस प्रकाद देता हे कि प््॒व॑ प्रथम 
वह निश्चय कझो कि हिंसा श्रीर झहिसा मे से कर्तव्य बया है 
ओर प्रकत्तंव्य क्या है ? श्रगर आपको निश्चय हो गया है कि 


( २५५ ) 


प्रहिसा कत्तंव्य है तो यह प्रश्व॒ उपस्थित होता है कि श्रहिसा 
का पालन किस प्रकार किया जाय ? वह एकदम से पूर्ण 
नहीं होती है दो पूर्ण रूप से ही पालने के लिये कोई जोर 
नहीं देता । 


कल्पना कीजिये, एक शआ्रादमी को कोई बड़ा रोग हो 
गया है | वह एकदम नहीं णाता, परन्तु धीरे-धीरे मिठाया 
जा सकता है | तो क्या उसे घीरे-घीरे नहीं मिटाना चाहिये ? 
अ्रवश्य उसे घीरे-घीरे दूर करवा चाहिये श्रोर ऐसा ही 
किया भी जाता है । हे 


इसी प्रकार हिला बात्मा का बडा रोग है । वह दूर करने 
पोग्य है । मगर वह यकायक दूण नहीं होती । वह शरीर 
के साथ ही जनमी हुई हे । देह-घारियो से किसी 
न किसी प्रकार हिंसा हो हो जाती है। फिर भी उसे 
मिदाना है भले ही घह धीरे-धीरे मिट्े । 


हिंसा के रोग से मुक्त होने के भगवान ने दो मार्ग 
बतलाये हैं। एक भतगारधमम श्रौर दूसरा -भ्रगारघर्म, छजिस्हे 
क्रमश: साधु घर्म श्रीर श्रावकघर्म भी कहते हैं । इन दोनो 
उपायों से श्रहिसा श्रमल में लाई जा सकती है । 


भ्रनगारधर्म के भी धनेक भेद है, परन्तु यहां उनका 
कथन नहीं किया जायगा। श्रापके सामने गहस्थ घर्म रखा 


जा रहा है-- 
“हिंसा की त्यागविधि 


सब ब्रत्ो में पहला ब्रत प्राणातिपांत का त्याग करना 


(२५६) 


है | प्राणातिपात छा अर्थ हिसा है । श्रावक स्थल हिसा का 
त्वाए करता है । कहा भी है 


थूलगपाणाइवायं समणोवासओो पच्चक्‍्खाइ-- 

से पाणाइवाए दुविहे पण्णते, तंजहा-प्ंकप्पश्नों थ, 
श्रारंभप्नो य त्तत्थ समणोवासओ सकप्पश्रो जाबजीवाए 
पच्चक्खाइ, नो श्रारंभश्रो । 


थूलगपाणाइवाय वेरमणल्स समणोवासएणं पच 
धदयारा जाणियव्वा । न समायरियव्वा । तंजहा-- 
बंधे, वहे छविच्छेए, अइमारे भत्तपाणवुच्छेए त्ति। 
(१) श्रमणोपासक स्थूल प्राणातिपात का त्याग करता है । 
(२) स्थूल प्राणातिपात दो प्रकार का है-संकल्प से और 
प्रारंभ से । 


(३) इनमें से श्रमणोपासक घंकल्प से, जिन्दगी भर के लिये 
हिंसा त्यागता है । 


(४) झारंभ से नहीं । 


(५) स्थूल श्राणातिपात विरमणा ब्रत के श्रमणोपरासक को 
पाँच भतिचार जानने योग्य हैं, प्राचरण करने योग्य 
नहीं । वे इस प्रकार हँ---वंध, वध, छविच्छेद, श्रतिभाष 
ध्ोौर सक्‍तपानविच्छेद । 


शंका की जा सकती है कि श्रावक स्थल हिंसा का 
त्याय करता है, घब भी सूक्ष्म हिसा तो शेष रह ही जाती 
है । उसे भी क्यों नहीं त्याग देता ? 


( २४५७ ) 


इसका समाधान यह है कि सूक्ष हिसा का त्याग 
प्रवश्य शिष शह गया है, परन्तु यह उसकी कमजोरी है । 
पृथ्वीकाय, भ्रप्फाय, तेजस्फाय, वायुकाय श्रौर वनस्पतिकाय 
की सूक्ष्म हिसा से श्रमणोपासक निवृत्त नहीं हुआ है, इसको 
चह श्रपनी श्रसमर्थता मानता है । वह इस हिसा को भी 
हिसा समझता है | भ्गर इस हिसा को वह हिंसा न भाने 
तो सम्यग्दष्टि नहीं रह जाय, मिथ्यात्वी हो जाय । सम्पूर्ण 
जीवो की दया तो महाक्षत मे पाली जा सकती है । जिसमें 
इतनी शक्ति नहीं भाई है, साधु बनने को जिसकी तैयारी 
नहीं है, वह क्या करे ” क्‍या उसे पभहिसा के मार्ग पर दो- 
चार कदम भी नहीं बढना चाहिये ” इसलिए चरित्र के 
पभह्याव्रत भौर श्रणुश्रत रूप दो भेद किये हैं। जो भहाप्रतो 
का पालन नहीं कर सकते, उनके लिये अणुत्रत हैं । जिसकी 
जैसी रुचि श्रौर शक्ति हो उसे उतना ही चारित्र पालना 
चाहिये । यह नही कि पूर्ण चारित्र नही पल सकता तो 
देश-चारित्र भी न पाला जाय । 


श्रापने एक दर्जी को घुलाया पभ्रोर उसके सामने कपड़े 
का थान रख दिया | वह झापसे पूछता है--मैं इसका क्या 
घनाऊ ? कोट बनादू या लम्बी अगरखी ? ह्ाप उसे 
फोट बनाने को कहेंगे तो वह कोट बनाएगा । यदि वह 
ऐसा न करके भ्रगरखी चना दे तो ऐसा करना उसका 
ध्रकाम कहलाएगा। 


इसी प्रकार जो पुणष किसी सन्‍्त-महात्मा के पास 
पाकर कहता है कि धुक गृहत्थ था श्राचक-घर्म घारण 
करा दीजिये, तो संत का कत्तव्य हैं कि थे उसे रुचि शी 


( २५४८ ) 


एवं शक्ति के अनुसार ही घंर्म धारण करावें और समझे 
कि श्रमी इसकी योग्यता इतनी ही है । जबरद्देस्ती करके, 
उसकी शक्ति से बारह, व्रत घारण कराना उचित नहीं । 
यही कारण है कि तीर्थद्धूर भगवान्‌ ने हिंसा के स्थूल शौर * 
सूक्ष्म भेद किये है । 


३-हिंसा के भेद 


जब श्रमणोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो 
यह भी समझ लेना चाहिये कि स्थूल हिंसा किसे कहा 
गया है ? 


यहां स्थूलता दो श्रपेक्षाश्रों से बतलाई गई है--एक 
शास्त्रीय रष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से । जिसको 
स्वेंसाघारण लोग भी जीव कहते हैं, जिसकी हिसा लोक में 
भी हिंसा कहलाती है, यानि सकल झावाल गोपाल-पअ्रसिद्ध 
द्वीन्द्रियादिक हिलते-चलते जी जीव हैं, उनकी हिंसा यहां 
स्थूल हिंसा कही गई हैं श्रोर उनकी भ्रपेक्षा सूक्ष्म बुद्धि से 
जानने याग्य पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति भादि एकेन्द्रिय 
जीव हैं । शास्त्र की दृष्टि से वे जीव माने गये हैं, परश्तु 
लोक में वे प्रायः जीव रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं क्योंकि मिट्टी 
खोदने वाले तथा लकड़ी काटने वाले पुरुष को कोई' यह 
नहीं कहवा कि यह ह॒त्यारा है, इसने जीव को मारा है ! 
प्रत: इस हिंसा को सृदम हिंसा कहा है । 


. परन्तु आजकल कई पुरुषों ने शास्मीय इष्टिकोश 
- पर वरावर घ्यान रखते हुए सृध्म पर ज्यादा भोर दे 


प्‌ 
हर 


( .२५६ ) 


दिया है भौर स्थल हिंसा-अरहिसा की उपेक्षा कद दी है । 
हसी कारण श्राज लोगों मे यह भ्रम हो गया है कि सभी 
जोवो की हिंसा वराबर है । एकेष्द्रिय भौर पचेरिद्रय जीव 
की हिसा को बरावर- एक ही कोटि का समभना श्रज्ञान 
हैं। ज्ञानियों ने तो स्पष्ट से भश्रलग-प्रलग भेद करके 
बतला दिये हैं । फिर जिसकी जैसी शक्ति हो, उसे उसी के 
प्रनुरूप भ्रहिसा का पालन करना चाहिये । 


श्रमणोपासक उपयुक्त स्थूल हिंसा से निवृत्त हो सकता 
है, सूक्ष्म से नहीं । हां वह सृक्ष्म हिसा को भी हिसा ही 
समभता है और उसके त्याग का अभिलाषी भी रहता है, 
परश्तु ससाए व्यवहार मे फसा होने के कारण त्यागने में 
समथे नहीं हो पाता । 


४-स्थूल प्राणातिपात 


स्थूल जीवों के प्राणों का भझ्तिपात करना स्थूल 
प्राशातिपाप कहलाता है ! यहा प्राण शब्द से श्राथु, श्वासो- 
जछ वास इन्द्रिय तथा योग का ग्रहरा होता है। इन प्राणो 
से वियुक्त करना प्राणातिपात् है । इसी को प्राणी की हिंसा 
कहते हैं । 

प्रएत किया जा सकता है कि प्राणो के झ्तिपात को 
प्राणी की हिंसा बंधों कहा गया हैं ? इसे तो प्राणहिसा ही 
फहना चाहिये । प्राणी तो प्रमर है । उसकी हिसा नहीं 
हो सकती । 


इसका उत्तर यह है फि प्राण, प्राणी का ही होता है । 


( २६० ) 


प्राणी के बिसा प्राण नहीं रहता श्रौर प्राणी भ्रमर है, इसी- 
लिये तो उसकी हिसा होती है । प्राणी प्रमर होता तो 
हिंसा का बदला भी कौन भोगता ? 


भान लीजिये, एक आदमी के पास अंगूठी है । किसी 
ते उसे चुरा लिया तो बतलाइये कि वंहे चोरी किसकी 
कहलाएगी ? अगूठी की श्रथवा अगूठीं वाले की ? यही 
कहा जाता है कि अगूठी वाले को चोरी हुई है । श्रगूठी जड 
है । वह चाहे असली स्वामी के पास हैया चोर के पास, 
उसे कोई घुख-दु!ख नहीं होता । दुःख होता है उसके भ्सली 
स्वामी को । भ्रतः यही माना जाता है कि अग्रूठी वाले की 
चोरी हुई है | इसी प्रकाश कलदार के विषय मे समभिये । 
कलदार चुरा लिये जाते हैं तो कलदारवाला ही यह कहता 
है कि मेरी चोरी हो गई है। इसका कारण भी यही है कि 
उन कलदारो की चोरी से उसको दु।ख का श्रनुभव होता है । 


यही बात प्राणो की हिसा के विषय में है । प्राण 
उस प्राणी के हैं श्रौर उनका शभ्रतिपात करने से प्राणी को 
ही कप्ट होता है भ्रत: भतिपात प्राणी की हिंसा कहलाता है । 


यहां स्थुल का श्रर्थ विशालकाय हाथी, ऊंट आदि 
प्रासी ही नही, चर्न्‌ समस्त द्वीन्द्रिय श्रादि प्राणी हैं। चाहे 
फोई छोटे शरीर वाला ही क्यो न हो, फिर भी प्रगण वह 
चलता-फिरता है, धूप भ्रौर छाया से बचने के पल्लिये इधर- 
उधर जाता है स्वय भ्रमण करता है झोर शपतें दुश को 
हरकतो से प्रकट करता है तथा कम से कृुस दो इच्द्रिय 
वाला है तो वह स्थूल प्राणी कहलाता है । श्रमणोपासक 
ऐसे स्थूल जीवों की हिसा का त्याग करे देंता द्वै । 


( ६६१ ) 


५-सूक्ष्म प्राणातिपात 


कहा जा सकता है कि सूक्ष्म-बुद्धिगम्य सूक्ष्म जीवों को 
प्र्थात्‌ पृथ्वीकाय जलकाय प्रादि के एकेन्द्रिय जीवों को न 
माना जाय और सहज ही समझ में धाते हैं, ऐसे स्थल 
जीवों को भ्र्थात्‌ द्वीर्द्रिय, चतुष्िष्द्रिय भ्रौर पचेश्द्रिय जीवो 
को ही मान लिया जाय तो क्या वाघा है । 


इस सबरघ में पहली वात तो यही है कि जीवो का 

प्रस्तित्व हमारे मानने से हो श्रीर न मानने से न हो, ऐसा, ' 
नहीं कहा जा सकता । जो जीव है वह तो जीव ही रहेगा 

चाहे कोई उसे जीव मानें अथवा न माने । जीव को जीव 

ने मानने घाला, उसकी हिंसा करके जीव हिंसा के पाप का 

भागी होने से नही बच सकता । यही नहीं, वल्कि उसकी 

श्रद्धा विपरीत होने के कारण ठसे मिथ्यात्व का भी पाप 

लगेगा । जब स्थावर जीव भी जीव हैं तो उम्हें न पानना 

योग्य कैसे द्वो सकता हैं ! 


दूसरी बात यह है कि जो स्थूल को मानता है किर्तु 
सूक्ष्म को नही मानता, उसका स्पूल को मानना भी नहीं 
टिक सकता । उसकी स्थूल की मान्यता. सी नष्ट हो जायगी । 
कारण यह है कि स्थूलता झोर सूक्ष्मता परस्पर सापेक्ष है। 
स्थूलता की विद्यमानता में ही सूध्मता है श्रौर सूक्ष्मता की 
विद्यमानता में द्वी स्थूलता हैं । एक न ही तो दूसरी भी 
नही हो सकती । | 


तीसरी बात पह है फि सारा संसार छोटी स्थिति 
पर टिका हुमा है । सूक्ष्म जोवो को माने, बिना ससार की 


( ३६२३ ) 


स्थिति कायम नहीं रह सकती। स्थूल जीव तो गिनती के 
हैं । भान लीजिये कि वे धीरे घीरे मोक्ष में चले जाएं तो 
एक दिन ऐसा भा जायगा कि संसार जीवशुन्य हो जायगा। 
झअतएव सूक्ष्म जीवों का प्स्तित्व भाने बिना जग्तू की 
प्रनादि-पअनध्त स्थिति ही नहीं बन सकती । सुक्षम जीव 
झपना विकाप्त करके स्थूल जीव बन जाते हैं । इन सूक्ष्म 
जीवों की ग्रितती नहीं है । वे अनन्त हैं । जब ऐसा मात 
लिया जाता है तो सब तत्त्व ठीक स्थिति पर रहते हैं । 
संसार के कभी जीव-रहित होने की सम्भावना नहीं रहती । 


इन सूक्ष्म जीवो फी हिंसा को सुक्ष्म प्राणातिप/त 

कहते हैं । 
६-संकल्पजा और आ्आरम्भजा-हिसा 

कहा जा सकता है कि स्थल हिंसा का त्याग तो 
संसार छोड देने पर ही किया जा सकता है ।' गहस्थो की 
तो अनेक ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिनमें श्रस जीवों का 
विधात होता है । दुकानदारी करना, हलचल मचाना, मकान 
बनवाना श्रोर भोजन बनाना शझादि,अनिवाय कार्यो मे कस 
की हिंसा से बचा नहीं जा सकता। कीड़े-मकोड़े वगेरह भर 
ही जाते हैं । आपके सामने हिसा का त्याग करें, श्रौर फिर 
उसका पालन, न करें, यह तो दोहरे पाप में पड़ना है । 
ऐसी स्थिति सें आप ही बतलाइये कि हम अहिंसा को किस 
प्रकार भ्मद् में ला सकते हैं 


यह कहना ठीक हैं, मगर श्राराघक की योग्यता देख 
कर ही धर्म की प्रर्पणा की जाती है । हम जानते हैं 


* 


( २६३ ) 


कि सभी लोग साधु नहीं बन सकते । प्रतएव किसी को भी 
श्रहिसा का पालन करवे में श्रड़चन न हो, इस दष्टि से 
शास्त्रों में भ्रहिसा भी दो प्रकार की बतलाई है-- 
सकल्पजा शोर भारंभजा । 


मारने की वुद्धि से, समझ -बूक कर, मांस, हड्डी, 
चमड़ी, नख, केश या दांत श्रादि के लिये प्राणी की हिसा 
करना सकल्पजा हिंसा है । 


मकान बनवाने, पृथ्वी खोदने, हल जोतने प्रादि 
प्रारम्भ के फामों में जो त्रस हिंसा द्वो जाती है, वह भारंभजा 
हिंसा कहलाती है । , 


धारभजा हिंसा में हिंसा करने का संकल्प नहीँ होता; 
धर्थात्‌ जीव का घात् करने की भावना नहीं होती, जव कि 
संकल्पजा हिंसा जीव का बघ करे के विचाद से ही की 
जा सकती है । ' 


मान लीजिये, एक झ्ादमी निशाना लगाना सीखने 
के लिये गोली चलाता है भोर संयोगवश कोई प्लादमी उस 
गोली से मारा जाता है | तो यह गोली चलाने थाले का 
पपराघ तो है शोर वह दड का पात्न भी समझा जाता है, 
परन्तु पैसा अपराधी झोद दडपात्र नहीं जैसा कि मारेनें के 
इश्दे से गोली मारने वाला । इस प्रकार यथासम्भव साव- 
धानी रखते हुए भी, कार्य करते समय प्राणियों का मर 
जाना भारंगजा हिंसा कहता है । 


( ३६४ ) 


इन दोनों प्रकार की हिसाझ्नों में सेः श्रमणोपासक 
संकल्पजा हिसा का त्याग करता है । घह श्रारम्भना हिंसा 
का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता हैं | 


७-युद्ध की हिसा 


प्रश्त किया जा सकता हैं कि संग्राम में तलवार, 
घनुष, बदुक भ्रादि शस्त्र-भस्त्र लेकर शत्रुओं का सामना 
करना पड़ता है पश्रौर उन्हें मारता भी पडता है। भझगर यह 
सकल्पजा हिंसा है तो कोई राजा, सेनापति या सैनिक ब्रत- 
घारी- श्रावक हो ही नहीं सकता । इसका उत्तर यह है कि 
जिनके ऊपर प्रजा की रक्षां का उत्तरदायित्व है, उन्हें 
श्रश्याय-अत्याचार का दमन भी करना पडता है । प्रत्याय- 
झभोर प्रष्टाचार का दमन करने के लिये अन्यायी और श्रत्या- 
घारी का भी दमन करना अनिवार्य हो जाता है | ऐसा त 
करने से ससार में भ्रशाह्ति फैलाती हैं। श्रतएव भरहिसा 
ब्रतघारी श्रावक भी ऐसे प्वसर पर शअभ्रपने उत्तरदायित्व से 
किनारा नहीं काटता | फिए भी उसका उद्देश्य शन्नु का 
सहार करना नहीं है, अध्याय-श्रत्याचार का ही संहार करना 
है । फिय भी जो हिंसा होती है, वह सापराधी की हिंसा 
है, उसे विरोधी हिंसा भी कहते हैं। श्रावक सापराधी को 
छोड़ निश्पराधी की ही हिसा का त्याग करता है । 


झलबत्ता, ऐसे प्रसंग पर इस बात का घ्यान रखने की 
हावश्यकता है कि मारा जाने वाला प्राणी सापराधी 
है या निरपराघी ? बहुत बार शभ्रपराधी के बदले मिरपराघी 
को दण्ड दे दिया जाता है। श्रमणोपासक इस विषय में 


की 


बहुत सावधानी बरुतेगा । 


भ्ांजकल की युद्धनीति के पीछे कोई स्पष्ट रष्टि नहीं 
है । श्राज निरपराघ भर साधारण का कोई निर्णय नहीं 
किया जाता । श्रपराघ तो करता है एक श्रादमी या थोड 
आदमी, मगर बम बरसा दिये जाते है--समस्त नागरिकों 
पर | इस वात्त का कोई विचार नद्दी किया जाता कि 
धाखिर उन बृूढ़ो, बच्चो श्रोर महिलाशो का क्‍या श्रपराघ 
है, जिन पर बमवर्षा की जा रही है. श्रोर जिनके प्राण लूटे 
जा रहे हैं ” श्रपराधी को दण्ड देना दूसरी वात्त है, किस्तु 
ठसका बहाना करके निरुपराघ प्रजा पर भर्याचार करना 
महान्‌ अन्याय है । 


८-हिसक प्राणियों की हिसा 


इस विषय मे एक प्रश्न श्रोर उठाया जा सकता है ॥ 
कहा जा सकता है कि सिंह श्रादि प्राणी हिंसक है, उस्हें 
क्यों न मार डाला जाय ? इसका उत्तर यह है कि जो 
सिंह भ्रापके ऊपर आक्रमण कद रहा है, उसकी वात्त तो 
श्रलय है, क्योकि आप निरफप्राघ फी हिसा के त्याषी है । 
सापराघ की हिंसा झापने नही त्यागी है, परन्तु समग्र सिंह 
जाति फो माए डालने का निर्णय कर लेना श्रम्याय है, 
अत्याचार है । विचार करो कि मनुष्य, मनुष्य की हिंसा 


. ज्यादा करता है या सिंह ? मनुष्य को श्रघिक भय किससे 


है--मनुष्य से या सिंह से ? निस्सम्देह कहा जा सकता है 
कि भनुष्य सिंह की भपेक्षा मनुष्य की श्धिक हिंसा करता 
है भौर मनुष्य को मनुष्य से ही प्रधिक भय है । तो क्‍या 


(३६६ ) 


समग्र मनुष्य जाति को मार डालने 'का निर्णय किया जा. 
सकता है ? नहीं, तो सिंह जाति के लिये ऐसा निर्णय क्यो 
किया जाय ? 


इसके अ्रतिरिक्त इस विशाल भूतल को मंनुष्य जाति ' 
ने अ्रपने लिये खरीद नही लिया है और न इसका ठेका ही 
ले रखा है । इस पर जैसे मनुष्य को रहने का श्रधिकार 
उसी प्रकार पशुओ को भी । फिर हिसक होने के कारण 
अगर सिंह जाति का संहार करना उचित हो तो सिंह जाति 
की हिसा करने वाली मनुष्य जाति का सहार भी क्‍यों उचित. 
नहीं माना जायगा ? 


कहा जाय कि मनुष्य, सिंह की भपेक्षा भ्रघिक साधन- 
सपत्त है, अतएवं वही सिहो को मोरचे' का भ्रधिकाएी है । 
यह तो जिस की लाठी उसकी भेस' नामक कहावत ही 
चरितार्थ हुई । निबेल को मारने या सताने की परम्परा : 
पशुप्रो से प्रारम्भ होगी तो वह रुकने वाली नही है । फिए 
तो सबल मनुष्य निर्बंल 'मनुष्य को भी मार डालने पर 
उतारू हो जायगा और उसका ऐसा करना बुरा ने समझा 
' जायगा । इस प्रकार व्याययुक्त दृष्टिकोण से विचार करने 
पर सिंह जैसे हिंसक प्राणियों की जाति का सहाए करना 
भो उचित नही है । 


सिंह एकान्त रूप से हिंसक ही होता है, यह समझता 
भी भूल है। कई-एक सिंह तो ऐसे उपकारी, दयाल और 
कृतज्ञ होते हैं कि जैसे मनुष्य मी नहीं होते । एंडरूज कील 
चामक एक व्यक्ति का उदाहरण इतिहास मे मिलता है । 


(१६७ | 


४ वह किसी का. गुलाम था । उस समय रोम में गुलामों, के 
साथ बहुत- सख्ती की जाती थी । उनकी कहीं कोई सुनवाई 
नहीं होती । एड्रूूज कील का माधिक -भी० उसे, खूब 

क्‍,. संताता था । एक बार तग होकर वह वहां से भाग निकला 

|. धौर जगल में चला गया। जंगल मे पहुचने पश्ठ उसे ख्याल 

।. श्राया कि भ्गर मैं पकडा गया तो मेर्दी और ,भ्रधिक दुर्देशा 

होगी क्योकि भाग कर चला जाने वाला गुलास बहुत गुनह- 
गाए समझा जाता था। उसे फौज भेज कर कहीं से मंगवाया 
जा सकता था। झ्नतएऐव उसने अपने प्राण दे देने का विचार 
स्थिर कर लिया । 


कील एक सिंह की गुफा में घस गया । थोडी देछ में: 

घाहर से सिंह श्राया । सिंह के पैर मे काटा चूमा हुप्नाः 

“-« था १ शुलाम. सोच रहा था कि भझपने मालिक के हाथों मारे 
जानें की झपेक्षा सिह के द्वाष्ा मारा जाना कही अच्छा है। 


परन्तु जहां भ्रहिसा ञ्रा जाती हैं, वहाँ किसी प्रकार 
का वेर नहीं रहता । कहा भी है-- 


अ्रह्िसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 


भ्र्थात्‌ -जहां श्रह्िसा की प्रतिष्ठा होती है, वहा चैर 
.., नही रहता । भ्रहिसक के ग्रासपास रहने वाले हिसक प्राणी 
> भी निर्वेर हो जाते हैं। 


सिंह गुलाम के पास प्ाया श्रौर उसने पंजा उठा फरण 
उसके सामने किया । भानो सिंह कहता था कि मेरा; कांठा 


( २६५ ) 


तिकाब्ष दे | गुलाम है सोचा--मरते-मरते इसका कछ ह१- 
कार हो जाय तो घभच्छा है । उसने सिंह का काटा निकाल 
दिया । कांठा निकालते ही सिंह उसका पैर चाटने लगा । 


कील के मालिक को जब उसके भाग जाने का पता 
चला तो उसमे फरश्याद की | फौज दौडाई गई श्रौर भाधषिर 
कोल पकड़ा ए्या । |. के 


घंयोगवश शिकाए में वह सिंह भी पकड़ा गया श्लौर 
विजरे में बन्द कर दिया पया ॥ कील को भ्रपनि मालिक के साथ. 
घोखा करने के श्रपराध में सिंह के सामने डाल देने का दंड 
दिया गया । कील को पता नहीं था कि यह वही सिंह है । 
वह जब पिश्वरे की भोर ले जाया जा रहा था, तब सोच 
रहा था--मैं जंगल मे मरते के उहंश्य से ही सिंह की गुफा 
में घुसा था परस्तु उस समय बच गया । श्रव यह अच्छा 
ही हुआा कि मैं सिंह के सामने पिंजरे में डाला जा रहा हूँ । 
मेरे शरीर से सिंह का छपकार हो जायगा । सिंह मुझे लबे 
समय तक के कष्टो से मुक्त कर देगा ) 


क्षाखिर गुलाम सिंह के पिंजरे में छोड दिया गया । 
सिह हसे पहिचान गया । तीन दिन का भूखा होने पर भी 
उसचे उसे नहीं खाया प्रत्युत पूषें की भांति उसके पैर चाटने 
लया । भनेक लोग कुतुहल-प्र रित होकर वहा श्राये थे । वे 
पह हाल देखकर चकित रह गये । । 


गुलास फिर धादशाह के सामने पेश किया गया । 
वादशाह ने कहा--सच-सच कहो, बात क्या है ? मैं तुम्हारी 


( २६६ ) 


सब वातें घुनू गा । 

गुलाम बोला-परीब वर्वर ! में प्पनें मालिक को 
सिंह की प्रपेक्षा भी अधिक निर्देय समभता हूं । यह मुझे 
इतना अधिक त्रास देता था कि मैंने जिन्दा रहने की अपेक्षा 
मरना श्रधिक सुखकर समझा । यह कहकर उसने श्रपनी 
बीती घात बतलाई । 


,.... गुलाम का वत्तास्त घुनकर वादशाह को भी होश 
झाया । उसी दिन ग्ुलामों को न सताने का कानुन बनाया गया 
झौर उस गुलाम का अपराध क्षमा कए दिया गया । 

कहने का आशय यह है कि समग्र सिंह जाति को 
मार डालना या मार डालने का विचाए करना प्नुचित है । 
प्रेयः सिंह उसी हालत में मनुष्य पर हमला करता है जब 
छसको सताने या मारने की भावना मनुष्य के हृदय भे हो 
प्रोौर वह श्रपने श्रापकी संकट में पडा हुआ समझे । अगर 
भ्रापका हृदय निर्वेर भौर निर्भय है तो सिंह के पामने से 
निकल जाने पर भी वह कुछ नहीं करता । 

कई लोग सर्प के सम्वध्ध मे भी इसी प्रकार की बातें 
कहते हैं परप्तु कई उदाहरणो से विदित होता है कि सर्प 
ने भी मनुष्य पर छत्रछाया की । माधवजी सिन्धे, पेशवा 
के नौकर थे। तब सप्प मे उनके ऊपर छम्नछाया की थी । 

साराश यह है कि कंसा भी भ्राणी बयो न हो, जहां 
तक उसके प्रति बुरे भाव न हों, वह हमला नही करता है | 
भतएव सव प्राशियों पर दया-भावना रखनी चाहिए। प्रगर 
इतता न हो तो कम से कम निरफ्राध णीव की हिंसा से 
तो बचना चाहिये । 


(१७० ) 
९-दया के लिए हिसा 


एक भाई ने'शका फी है कि जो प्राणी बहुत कष्ट 
मे है, जिसकी बीमारी श्रौषध करने पर भी' नहीं मिट रही 
है। उसे कष्ट श्रौर वेदना से छडाने के लिये शस्त्र के द्वारा 


था इजेक्शन थ्रादि के द्वारा मारा दिया जाय तो क्‍या 
हामि है ? 


इसका उत्तर यह है कि ऐसा करना' ठीक: नहीं । 
भ्गर किसी की माता या पिता को असाध्य रोग हो 'जाय 
श्रीर ऐसी स्थिति श्रा जाय कि'सेवा-शुश्रूषा करेने पर भी 
उस्हे शाम्ति प्राप्त न हो तो क्‍या उन्हें मार' देना कोई पुत्र 
पसंद करेगा ? नहीं | श्रगर माता-पिता, भाई श्रादिं' को 
इस प्रकार-मार देना उचित नहाँ समझा जाता तो ' बेचारे 
निर्वाक्‌ मूक प्राणी के लिये ऐसा निर्णोीय कर लेना, कंसे 
उचित कहा जा सकता है ? 


वस्तुतः ऐसा करना घोर अनर्थकारी है। इस प्रकार 
की परम्परा चल- पडने पर बड़े-बड प्रनर्थ होगे। लोग इस 
प्रकार की दया के बहाने, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के 
लिये, किसी श्रप्रिय जन को मार डालने लगेंगे । 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक दशा मे यह निर्णय करना भीं 
शकक्‍्य नही है कि अमृुक रोगी बचेगा या नहीं ? कभी-कभी 
ऐसे रोगी भी बच जाते हैं, जिनके बचने की कोई संभावना 
नही होती । कई घटनाएं तो ऐसी भी सुनी जाती हैं कि 
रोगों को मरा हुआ समझ कर दाह सस्छार के लिये श्मशाब 
में ले जाया गया श्रौर वहा उसके शरीर पे चेतना के चिह्न 


(२७१) 


नजर आंने छगे'। वह फिर स्वस्थ हो गया भौर वर्षो जिप्दा 
हा । ऐसी स्थिति' में कौन निश्चित रूप से कह सकता है 
कि अश्रमुक रोगी बचेगा या नहीं ? आयु की प्रवलता होने पर 
जीव दुश्साध्य रोय से मी बच सकता है। श्रतएवं शेग से 
व्याकूल श्रौर दुखी जीव को दयाभाव से प्रेरित होकर भी 
मार डालना उचित्त नही है । 


१ ०-सहयोग ओर संघर्ष 


सहयोग श्रहिसा का पक्षपाती है, लेकिन कभी-कभी 
ऐसा भी अ्रवसर आा जाता है कि सहयोग की रक्षा के लिये 
सधषें करना भ्रावश्यक हां जाता है ।ऐसे भवसर पर महृत्ता 
सहयोग की है, संघर्ष की नहीं । सगर लोग सहयोग को 
भूल कर सघषं को महत्त्व दे देते हैं। इसी कारण ससार 
मे भाज श्रव्यवस्था फंली हुई है ॥ संघएँप्रिय थोग शास्त्रों 
की भी दुह्ाई देने लगते हैं झौर योता के भी प्रमाण उपस्थित 
करते हैं। कहते हैं, गाता में लिखा है-- 


तस्माद्‌ युध्यस्प्र भारत । 


श्री कृष्ण ने प्रजुन को लड़ने के लिए तैयार किया। 
बोले--भजु न, उठो, तंयार हो जाओ श्रोर युद्ध कशे । 


बहुत से जेन भाई भी चेटक श्रौर कोणिक के भीषण 
सग्राम का रुष्टास्त देते हैं भौद कहते हैं कि गणराज्य इंस 
संघर्ष के पक्षपाती थे । अगर वे सधर्ष के पक्षपांती न होते 
तो युद्ध क्यो करते ? 


इस प्रकार की बातो से बहुत से माई चबरूर मे पड़ 


( २७२ ) 


जाते है । परन्तु ऐसा समझना भूल है । श्रीकृष्ण या चेटक 
का ध्येय यह था कि सबद्न के द्वारा निर्बंच सताया न जाय । 
ध्याय की रक्षा के बिये चेटक को तलवार उठानी पड़ी थी 
अर्थात्‌ सघं को नीचा करने के लिये भोर सहयोग को 
महत्त्व देने के लिये उन्हे युद्ध करना पडा । 


जो लोग सघर्ष को उत्तेजित करने के लिये कृष्ण का 
रष्टाप्त देते हैं, उन्हे सोचना चाहिये कि यदि वे संघर्ष के 
पक्षपाती होते तो दुर्योधन के बिना बुलाथे उसके घर क्यो 
जाते ? पाण्डवोी को सिर्फ पाच गांव देने की शर्ते पर संधि . 
कराने का प्रयत्न क्यो करते ( दुर्योधन के पास जाकर क्यो 
भ्रपमान करवाते ? ) ' 


इसका श्रर्थ यही है कि उन्हे जो सी संधघष करना 
पड़ा, वह संघर्ष को बढ़ाने के लिये नही, वरन्‌ सहयोग की 
रक्षा के लिये करना पड़ा । जिस प्रकार सहयोय को रक्षा 
के लिये कभी कभी सघर्ष का श्राश्नयथ लेता पड़ता है, छसी 
प्रकार कभी-कभी श्रावक को सकल्पजा हिंसा के त्याग के 
लिये श्रारमजा हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है । परस्तु ऐसा 
नहीं होता चाहिये कि आरंभजा हिंसा से बचने के लिये 
सकल्पजा हिसा में पड़ जाव । उदाहरण के लिये प्षमभिये- 
श्रापको खुराक खाना श्रावश्यक है, क्योंकि उसके बिना 
धापकी जीवन-यातन्रा नही चल सकती ! किन्तु यदि झारंभजा 
हिंसा से बचने के लिये श्रनाज उत्पन्न करते की मात्रा को 
कम कर दिया जाय तो क्‍या होगा ? या तो मास भक्षण की 
शरण लेनी होगी या सथारा करना होगा ! 


श्रकाल में सथारा करना प्रात्महत्या है, क्योकि 


( २७३ ) 


सतरह प्रकार के मरण थें एक 'बोसट् मरण' भी गिना गया 
है, जिसका श्रर्थ है--अ्रस्त-पानी के बिना बिलविलाते हुए 
मर जाना । यह प्रकाम-मरण वत्तलाया यया है । 


तो जब वनस्पति की मात्रा कम कर दी गई तो शेष 
क्या रहा ? मास | सास सकल्पजा हिंसा के बिना उपलब्ध 
नही होता । प्नतएवं श्रावक को सर्देव इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि उसका संकल्पजा हिंसा का त्याय ढूठने' 
मन पावे । 

जब कभी सकलपजा हिंसा से बचने के लिये भारंभजा 
हिंसा का ग्राश्नय लेना पड़ता है, उस ससय भी श्रावक का 
घट श्य हिंसा करना नही होता ॥ कभी-कभी श्रावक को भी 
शस्त्र उठाना पड़ता है, वह भी गरीब श्लोथ असहाय की 
रक्षा के लिये, नीति की रक्षा के लिये और पधनीतिविरोध 
के लिए । इसी उद्देश्य से प्लातताइयो को दण्ड भी देना 
पड़ता है । पद यह उस समय ही घात है, जब प्रात्मवल से 
छउपद्रव का दमन करने की शक्ति न हो । सहयोग को ध्यान 
में रखते हुए सब किया जाता है । ऐसा नहीं कि सहयोग 
फो छोड़ दिया जाय झौर केवल संघर्ष ही का सहारा लिया 
जाय । 

कोई कोई लोग समभते हैं कि हमारा काम तो शस्त्र से 
हो चलता है । शस्त्र ध्र्थात्‌ सघर्ष की ही दुनियां मे पूजा 
होती है । मगर थे भ्रम में हैं। सहयोग की भावना के प्रभाव 
- यैं संघर्ष सत्यानाश का कारण घन जाता हैं ॥ 


११-हिसाजनित वस्तुओं का उपयोग 
शका की जा सकती है कि जब श्रावक्र दो करण 


( २७४ ) 


तीन योग से हिंसा का त्याग करता है श्रौर झनुमोदना 
करण को खला रखता है, तो साजात जीव को माय कर, 
उसके श्रगों से बने हुए पदार्थों का उपयोग कर सकता है 
या नहीं ? उदाहरणार्थ-पशुझों को मार कर उनकी चमड़ी 
से बनाये गये जतो का श्लौर उनकी निक्राली हुई चर्बी वाले 
धस्त्रों का उपयोग करने से उसका ब्रत भग होता है या 


नहीं ? 


इस विषय में मेरा यह कहना है कि दो करण, तीन 
धोग से हिसा का त्यागी श्रमणोपासक, चमडी श्रोर चर्बी के 
ही उद्ं श्य से मारे गये प्राणी की चमडे से बने जृतों का 
श्रौर चर्बी से बने वस्त्रों का ऊपयोग नही कर सकता । वह 
इस प्रकार हिसां करके तैयाद की हुई किसी 'मी वस्तु को 
उपयोग में नहीं ला सकता + पझगर वह. उपयोग मे लाता है 
तो उसके दो करण, तीन योग से किया हुझा त्याग टूट 
जाता है । यह बात मैं अपने प्लात्मविश्वास से कहता हूं । “ 


. शाप कहेगे कि फिर अनुमोदना कश्ण को खबा रखने 
से उसे क्‍या लाभ हुआ ? इसका उत्तर यद्यपि पहले शभ्रा 
चुका है, फिर भी यहां दोहराए देता हु । श्रावक के' लिये 
वही श्रनुमोदना खली है कि जब तक वह गहस्थी में है तब 
तक उसे जति-पांत वालो से संबंध रखना पड़ता है। जाति- 
बिरादरी के जो लोग ऐसे जूते श्रौर कपडे पहनने वाले. हैं 
उनके साथ भी ससर्ग रखना पडता है । इस ससर्ग के कारण 
उसे उस पाप को किसी अश में अनुमोदना लगती है । 


में पूछता हूं, जो जानवर भ्रपन्ती उम्र पूरी करके मरे 


(२७५) 


हैं, उच्के चमड़े से बने जूते क्या नही मिलते ? श्र क्या श्रस 
जीवों का वध किये बिना ही बनने वाले कपड़ो की कमी 
है ? नहीं, ऐसा कुछ नही है । परच्तु जिनके दिल सें उन 
. बैचारे दीन पशुओं के प्रति दया भाव नही है, जिनसे तडक- 
भडक छोड़ी नही जाती, उन्हे इससे क्या मतलब है ? किसी 
प्राणी को चाहे जैसी यन्‍्त्रणा दी जाय, कैसा भी कष्ट क्यो 
न पहुचाया जाय, उष्हे तो सीधी वस्तु चाहिए ॥ पर उस्हे 
समभाना चाहिए कि ऐसो हिसाजनित वस्तुओं का उपयोग 
करने से कितनों भीषण हिंसा होती है, किस प्रकाए की 
निर्देयता को प्रोत्साहन मिलता है ”? उस भयानक हिंसा का 
विचार किया जायगा तो ०त्ा चलेगा कि ऐसी वस्तुझ्ने को 
फाम में लाने वाला श्रावक दो करण, तीन योग से हिंसा 
का त्यागी चही हो सकता । 


थोड़ा विचार करो कि श्रानन्‍्द जेसे बुद्धिमान्‌ श्रावक 
ने केवल सूत के ही घल्न्र क्‍यों रखे थे ? वह रेशमी वस्त्र 
रख लेते तो क्या हामि थी ? परन्तु वे भपने दो करण 
तीन योग से किये हुए त्याग मे किसो प्रकार की बाधा नही 
पडने देता चाहते थे । लेकिन झाज श्रापको तड़क-भडक 
चाहिये । चमकदार रेशम चाहिये । मगर पअ्रपने त्याग का 
श्रौर रेशम के लिये होने वाली (हसा का जरा विघार तो 
करो | 


घुना जाता है, एक गज रेशम ठंयार करने में चालीस 
हजार कीडों को हत्या होती है । चालीस हजाए कीड़ो को 
मारने से एक गज रेशम तैयाद होता है । पर उन गरीबो 
की श्रोर फौन ध्यान दे ? वे किसके रिश्तेदार हैं ? 


( २७६ ) 


मुलायघ-मुलायम सूती वस्त्रो के लिए भी धाज घोर 
हिंसा हो रही है । अमेरिका के शिकागो नगर में चर्बी 
निकालने का बड़ा कारखाना है । वहां इतने पशु मारे जाते 
हैं कि दरवाजे के समान बड़ा नाला खून का बहता है 
परन्तु इस घोर हिंसा की शोर भी कोन दृष्टि देता है ? 
मित्रो, श्रगर क्रापको हिसाजनित रेशमी भ्रौर सूती बस्त्रों से 
ही प्रेम है और प्राणियों की दया आपके दिल में नहीं है 
तो फिर दो करण, तीन योग से हिसा के त्याग का ढोग 
क्यो करते हो ? श्रगर श्रापके दिल में दया उपजो है तो 
ऐसे वस्त्रों का उयोग करना छोड़ देना चाहिए । 


यह ठोक है कि जूतों का त्याग करने से प्लापको 
कठिनाई होगी । यह भो तथ्य है कि आ्राप वस्त्र मात्र का 
त्याग नही कर सकते किन्तु जो जूते भौर जो वस्त्र प्राणियों 
का वध किये बिना ही तैयार होते हैं, उन्ही का उपयोग 
करने और वधजनित वस्त्रों श्रौर जुतों का त्याग कर देने में 
क्या कठिनाई है ? शआआवको को ऐसी वस्तुश्ों का व्यवहार 
कदापि नहों करना चाहिए । 


हाथी-दांत के लिए हाथियो की हिंसा की जाती है, 
फिर भी कई श्वाविकाए छनतका उपयोग करती हैं । उन्हें 
ऐसा करना शोभा नहीं देता । जब सोने-चादी की चूड़ियो 
से काम चल सकता है तो फिर हिसा-वर्धक चीजों का 
उपयोग करने से क्‍या लाम है ? क्यों ध्यर्थ पाप का उपा- 
जन किया जाता है ? “ 


कु थे अरकी 


बम्बई में जो गायें भेसें ले जाई जाती हैं, उन्हे बहुत 


( २७७ ) 


कष्ट दिया जाता है । प्रथम तो वे इतने संकड़े स्थान थे 
रखी जाती हैं कि इधर-छघर घमुड़ भी नहीं सकतीं । जब वे 
व्याती हैं तो उनके बच्चे कप्ताई के हवाले कष दिये जाते हैं 
ग्रौर तकली बच्चे उनके सामने रख दिये जाते हैं। बेचारे 
भोले जानवर हल्हें मपता बच्चा समझकर दूध देते रहते हैं। 
जब तक वह जामवणश कमाई का साधन बना रहता है, 
प्रर्थात्‌ श्च से प्नधिक झामद देता रहता है, तब तक उसे 
रखा जाता है भौर दूघ की कमी होने पर प्लामद कम शौय 
खर्च ज्यादा होते लगता है, तव उन्हे भी कसाई को सौप 
दिया जाता है । 


कसाई उम्हें खुले स्थान में ले जाता है, तो उन्हे कुछ 
झाराम मालूम होता है पर थोड़ी ही देश मे उत्तके चारों 
पर बाघ दिये जाते हैं भर ऊपर से लट्ठों की मार मारी 
जाती है। मार पड़ने से उनका मांस ढीला श्रौर चमडा 
मोदा हो जाता है | इस प्रकार अत्यप्त करता के ध्ाथ 
उनके प्राण लिये जाते है औद फिर छतका मास और चमड़ा 
श्रलग-प्रलग॒ किया जाता है । 


कई थारण जिन्दा जानवर की ही खाल उतार घी 
जाती है क्योकि वह बाद में मुलायम रहती है । उससे जूते 
प्रादि मुलायस-मुलायम चीजें तेयार की जाती हैं । 


भारतवर्ष में पहले धरायः अ्रत्याचार नहीं होते ये । 
मुर्दा जानवरों का चमड़ा फाम सें लाया जाता था। मगर 
झाजकल तो लाखों जाववरो का अत्यन्त क्रतापृ्वक वध 
किया लाता है | इस वध का उत्तरदायित्व क्‍या उन लोगों 


( २७८ ) 


पर भी नहीं झाता जो इन हिसाजनित वस्तुओं का उपयोग 
करते हैं ? क्या वे इस पापाचाए को उत्तेजना नहीं दे रहे 
हैं? श्रगर कोई ऐसी वस्तुप्रों का उपयोग करता छोड़ दे 
तो इतती घोर हिंसा क्यों हो ? 


जो लोग कहते हैं कि इस प्रकाय की वस्तुओं का 
उपयोग करने पर भी श्रावक के दो करण, तोन योग से 
किये त्याग का भग नहीं होता, वे भूलते हैं ॥ उनसे पूछना 
चाहिये कि यदि कोई सीघा मांस लेकर खा ले तो उप्तका 
ज्रत भग होगा या नही ? अभ्रगर भंग होता है तो चर्बी और 
चमड़ी का उपयोग करने से भी क्यों भग नहीं होगा ? 


कई लोग कहते हैं कि यह वस्तु स्वतः मरे प्राणी की 
घसड़ी से बनी है अथवा इसके लिये प्राणी मारा गया है, 
यह निर्णय फंसे किया जाय ? में समझता हूं कि निर्णय 
होना कोई घड़ी बात नहीं है | फिर भी श्रगण निर्णय न हो 
तो संदिग्ध वस्तु का व्यवहार करता छोड़ देने पर भी कौन- 
सा काम अ्रट्क जाता है ? मौज शौक को भावना जरा 


कम कर दीजिये, फिर इस प्रकार की शकाएं स्वतः शांत 
हो जाएंगी । 


कई लोग कहते है, यह कत्लखाने और कारखाने 
हमारे लिए थोड़ी ही चलते हैं। हम उन चीजों को लेना 
चनन्‍द कर देगें तो क्‍या थे बन्द हो जाएगे ? 


में कहता हूं--कारखाने वद हो जाए या चलें, इसकी 
चिता छोड़ कर श्राप अपने को पाप का भागीदार न बनने 
देने का विचार करो । अग॒ए सभी लोग ऐसी वस्तुओं का 
व्यवहार करना छोड़ दें तो अवश्य ही कारखावें बद हो 


(२७६) 


जाएंगे । पर ऐसा नहीं होता तो शी शाप तो उनका त्याग 
कर ही दो । ऐसा करने से आप व्यक्तिगत पाप से बच 
जाओगे ॥ 


मात लीजिये, किसी ने एक कत्लखाना खोला पीर 
५) रुपये का शेयर रखा । भव झाष उसके शेयर लें या न 
लें, कारखाना तो बन्द नही होगा । पर श्राप उसका शेयर 
खरीदेंगे तो श्रापको पाप लगेगा या नहीं ? अब्रवश्य लगेगा 
ओर अगर आप न खरीदेंगे तो पाप से बच जाएगे ? व्यक्ति 
व्यक्ति से ही समष्टि बनती है । व्यक्तिगत पाप टल जायगा 
तो घीरे-घीरे समष्टिगत पाप टल जायगा । 


इस प्रकार विचार कर जो अहिसाधर्म क्वा पालन 
करेंगे, वे ही कल्याण के पात्र होगे । 





श्री जवाहर साहित्य के प्राप्ति स्थाव 


श्री जवाहर साहित्य समिति 
भीनासर (बीकानेर-राज.) 
47१७ 
चक्की 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमा्गो जेन संघ 


समता भवन, रामपुरिया मागें, 
बीकानेर (राज, ) 


&7 ९ 
स्क 


श्री जेन जवाहर मित्र मंडल 


मेवाड़ीवाजार, ब्यावर [राज०] 


